भगवत्पतळजलि-विरचित 


व्याकरण महाभाष्य 


(प्रथम अल्विकत्रय) 


| प्रनुवोदक | र 
चारुदेन शास्त्री ` 


` = == मोःती लाल बना रसी दा स= 
दिल्ली, 575 ' वाराणसी [12 पटना 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








भगवत्पतञ्जलि-विरचित 
व्याकरण-यहामाष्य 


(प्रथम आहिकत्रय) 


हिन्दी श्रनुवाद तथा विवरण सहित 


अनुवःदक व विवरणकार 


श्री गान्धिचरितम्‌, अनुवाद-कला, उपसर्गाथ-चन्द्रिका, प्रस्तावतरङ्गिणी, 
वाक्यम्‌क्तावली, व्याकरणचन्द्रोदयः, शब्दापशब्द विवेक: 
आदि ग्रन्थों के निर्माता तथा वाक्यपदीय के परिष्कर्ता 


पं० चारुदेव शास्त्री 


एम्‌. ए., एम्‌. ओ. एल्‌. 


मोतीलाल बनारसीदास 


: पटना :: वारारासो 


दिल्ली 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


© मोती लाल बनारसीदास 

मुख्य कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-७ 
शाखाए : १. चौक, वाराणसी-१ (उ० प्र०) 

२. अशोक राजपथ, पटना-४ (बिहार) 


प्रथम संस्करण : दिल्ली, १९६२ 
पुनर्मुद्रण : दिल्ली, १९७१, १६७५, १९८४ 


मल्य : ० १२ 
श्री नरेन्द्र प्रकाश जेन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा 


श्री शान्तिलाल जैन, श्री जैनेन्द्र प्रेस, ए-४५,फेज़ १, नारायणा, नई दिल्ली-२८ 
द्वारा मुद्रित । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


नमो भगवते पतञ्जलये । नमोगरुस्यः । 
प्रकृतकुतिविषयक किञ्चिद्वक्तव्य 


महाभाष्य के प्रथम आक्िकत्रय का प्रस्तुत अनुवाद किस लिये हुआ है । 
इस लिये नहीं कि महाभाष्य की भाषा क्लिष्ट है, दूर व्यवहित अन्वय आदि के 
कारण दुर्बोध है । भाषा इतनी सरल, सुन्दर तथा मधुर है जितनी कि कभी हो 
सकती है । वस्तुतः इतने प्रसाद और माधुर्यं भरे कुछेक ही ग्रन्थ समस्त संस्कृत 
साहित्य में मिलते हैं । जैसे मीमांसा शाबर भाष्य, शाङ्कुर ब्रह्मसूत्र भाष्य, अथवा 
उपनिषदों के संवाद-स्थल । तो प्रश्‍न होता है कि फिर इस हिन्दी झनुवाद की 
क्या आवश्यता थी ? उत्तर में यही कहना होगा कि भाष्याशय अति गम्भीर 
हे जो श्रप्रौढ़ावस्था सुकुमारमति छात्रों के लिये प्रायः ग्रगम्य है । प्राचीन 
विवरणकार केयट आदि महाविद्वानों के संस्कृत में किये हुये व्याख्यान निश्चय 
ही आजकल अधिक जटिल प्रतीत होने लगे हैं, विशेषकर उद्द्योतकार नागेश 
की उक्तियाँ दुरूह तथा व्यामोहक प्रतीत होती हैं । भाष्य के विषय में भत हरि 
ने अपने वाक्यपदीय में कितना यथार्थ वचन कहा है-- 


अलब्धगाधे गाम्भीर्यादुत्तान इव सौष्ठवात्‌ । 
तस्मिन्नकृतबुद्धीनां नेवावास्थित निइचयः ॥ । 


अर्थात्‌ भाष्य में जहां अथाह गहराई है वहाँ रचना-सौन्दर्य के कारण 
अत्यन्त प्राञ्जलता है । इत्थम्भूत भाष्य में असंस्कृत (अपरिपक्व) बुद्धिवालों 
को भाष्य के आशय का निश्चित ज्ञान न हो सका। यदि भत हरि के समय में 
तथा उससे पुर्व ऐसी अवस्था थी तो आज यदि भाष्याशय की दुर्बोधता की 
अनुभूति हो तो क्या आइचर्य है । ग्रतः हमने भाषान्तर करते हुए सर्वत्र 
भाष्याशय को स्पष्ट करने का यत्न किया है। स्थान-स्थान पर भाष्य के 
पौर्वापर्य की संगति दिखाने के लिये तथा भाष्यकार के अभिप्राय के स्पष्टीकरण 
के लिये सुविस्तृत टिप्पण दिये हैं। व्याख्येय पदों का अर्थनिदश तथा 
विग्रह आदि भी दिया है । इसीसे इस कृति की कृतार्थंता है, अ्रन्यथा भाषान्तर 
मात्र व्यथं-सा होता । मुझे पूर्ण आशा है, भाष्य-मर्मज्ञ विद्वान्‌ इसका आदर 
करेंगे और भाष्याथं जिज्ञासु संस्कृत छात्र इसे रुचि से पढ़ कर लाभ उठायेंगे । 
ऐसा हमने प्रथम संस्करण के उपक्रम में लिखा था । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


RINSE Sa ISSR >>> >>“ लए शा 5s य्य 


२ ब्यांकरणमहासाष्य 


मधिङृतं वेदितव्यम्‌ । केषां’ दाब्दानाम्‌ | छौकिकानाँ वेदिवानां च। 
लौकिकाँस्तावत्‌-गोरश्चः पुरुषो हस्ती शकुनिरूंगो ब्राह्मण इति । वैदिका 
खल्वपि- शक्वो देवीरभिष्टये (अ. सं. १,१,१), इषे त्वोज्ज त्वा (ते. सं. १,१ 
१,१), अग्निमीळ पुरोहितम्‌ (क्र. १,१,१), अग्न आयाहि चीतय (सा. स॑. १, 
१,१) इति । 





शास्त्र (यहां से) प्रारम्भ द्दोता हे ऐसा जानना चाहिए । 


किन शब्दों का अनुशासन ? लौकिक भौर वेदिक इन दोनों प्रकार के 
शब्दों का । लौकिक शब्द जेसे--गौः, अइवः, पुरुषः, हस्ती, शकुनिः (-पक्षी), 
स्रुगः, ब्राह्मणः । वेदिक भी जेसे- शन्नो देवीरभिष्टये, इषि त्वोर्जे त्वा, अर्निमीळे 
पुरोहितम्‌ , अग्न अ;य।दि वीतये इत्यादि । 


मंगळ भथ दाब्द का द्योत्य अर्थ नहीं । जेते किसी दूसरे के लिये लिये जा रहे दही 


का दर्शन मंगल है ऐसे ही अथ शाब्द का श्रवण मंगल हे। भगवान्‌ इाङ्कराचाये का 
वचन भी हे--भथान्तरप्रयुक्त एव द्यथशब्दः क्ष्त्प्रा मङ्गळप्रयोजनो भवति । 


१. यद्यपि शब्दानुशासन शब्द में शब्द शब्द गुणीभूत हे। उत्तरपद 
अनुशासन के साथ उस का अर्थ संसृष्ट है पदार्थः पदा्थेनान्वेति न तु तदेकदेशेन इस 
नियम के अनुसार राब्दानुशासन इस सम्पूणे पदार्थ के एकदेरा शब्द शाब्द का पृथक्‌ 
परामशे न होने से केषां शब्दानाम्‌ यह प्रश्‍न अनुपपन्न है । इस के स्थान में 
कीररां शब्दानुशासनम्‌ ? ऐसा प्रइन होना चाहिये था । उसका उत्तर भी लौकिकानां 
चेदिकानां च न हो कर लकिक वैदिक च ऐसा होना चाहिये तो भी सम्पूर्ण पदार्थ के 
एकदेश अथवा गुणीभूत शब्द शब्द का भी बुद्धि से परामशे कर के उक्त निर्देश 
बन जायगा । अन्यत्र भी भाष्यकार के ऐसे प्रयोग हैं, जैसे राजपुरुषोऽयम्‌ । 
कस्य राशः ॥ 


ह किक का अर्थ हे लोक में प्रसिद्ध। लोक से यहां सर्वलोक अभिप्रेत हैं । 
साधु शब्द लोक में सवत्र प्रसिद्ध होते है और अपभ्रंश कहीं-कहीं । सो यहां सवैलोक- 
प्रसिद्ध साधु शब्दों का अनुशासन है, अपभ्रंशो का नहीं । लौकिक वाग्व्यवहार में 
पदानुपूर्वी नियत नहीं होती, वेदवाक्यों में पदानुपूर्वी नियत है, वह बदली नहीं जा 
सकतौ । अतः लौकिक शब्दों को एक-एक करके स्वतन्त्र रूप में पढ़ दिया है, पर 
बद्कि शब्दों को मन्त्रस्थ-क्रम-विशिष्ट ही पढा हे । 


३. शनो दवी ... ... यह अथववेद की पिप्पलाद शाखा का प्रथम मन्त्र दै । 
ुर्गामोइन भद्ाचाये द्वारा सम्पादित तथा कलिकाता संस्कृत कालेज अनुसन्धान-प्रन्थ-माला 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम आहिक ३ 


अथ गोरित्यत्र कः शाब्दः' । किं यत्तत्सास्नालाडःगूलककुदखुर- 
चिषाण्यर्थरूपं स दाब्दः । नेत्याह । द्रव्यं नाम तत्‌ । यत्ति तदिङ्गितं 
चेष्टिते निमिपितमिति स छाब्दः | नेत्याह । क्रिया नाम सा । यत्ति 
तच्छुछो नीलः कपिलः कपोत इति स शाब्दः । नेत्याह । गुणो नाम सः । 
यत्तर्दि तद्भिन्नेप्वभिन्नं छिन्नेष्वच्छिन्नं सामान्यभूतं स शाब्दः । नेत्याह । 


अब गौः इसमें कौनसा शब्द है ! क्या जो गळकम्त्रल, पूँछ, कुहान, खुर, 
सींगवाला पदाथ हैं वह शब्द है वयाकरण कद्दता है-- नहीं, वह तो द्रव्य हे । 

तो क्या जो सङ्केत करना (आंख भादि से हृदय के भाव का प्रकाशन) 
चेष्टा (शरीर की हलचल) तथा आँख का झपकना, वह शब्द हे? वेयाकरण कहता 
है--नहीं, वह तो क्रिया हे । 

तो क्या जो शुक्ल, नोळ, कपिल (भूरा), कपोत (चितकबरा) है वह शब्द 
हे । वैयाकरण कहता है--नहीं, वह तो गुण हे । 

तो फिर क्या जो भिन्न-भिन्न पदार्थों (द्रव्यो) में एकरूप हे और 
नष्ट होने पर भी नष्ट नट्ट होता, सब से साधारण, भनुगत हे वह शब्द है? 
वेयाकरण कहता है- नहीं, वह तो जाति है । 


य 


नक्क 





में प्रकाशित पैप्पलाद्‌ संहिता प्रथम काण्ड देखें । संभवतः भाष्यकार पिप्पलाद 
शाखीय अथवेबेदी थे । खण्डिकोपाध्यायस्तस्मे चपेटाँ ददाति इस वचन से भी भाष्य- 
कार का अथवेवेदी होना संकेतित माना जाता हे । 

१. लोक्र-ञ्यवहार्‌ से यह विदित ही है कि शब्द अर्थबोधक वणोत्मक 
ध्वनि को कहते हैं, तो गौः यहां शब्द कोन सा है यह जिज्ञासा ही नहीं होती । 
फिर इस प्रश्‍न का क्या आशय हे १ लोक में शब्द और अर्थ का अभेद से व्यवहार 
ही इस शङ्का का बीज है । सामने उपस्थित गलकम्बल आदि वाले पदार्थ के विषय में 
जब प्रइन होता है--यह क्या है, अर्थात्‌ इसका वाचक (नाम) क्या ह, तो हमारा 
उत्तर होता हे-यह गौ है । यहां यह पदार्थ का संकेत करता हुआ उद्देश्य है और 
गौ विधेय हे । दोनों का सामानाधिकरण्य से निर्देश हुआ ह । अर्थ शब्द हे ऐसा 
कह रहे हैं । शब्द और द्रव्य. का अभेद तो इतने से ही स्पष्ट हे। इसलिये इस 
अभेद के कारण द्रव्य में शब्द की शङ्का उपपन्न ही है । रही जाति, गुण, क्रिया में 
शब्द्‌ की शङ्का की उपपत्ति, सो यूं है--जाति, गुण, क्रिया का, जो द्रव्य में रहते हैं, 
. सीधा शब्द के साथ अभेद न सही, तो भी जाति-व्यक्ति का, गुण-युणी का, क्रिया- 
क्रियावत्‌ का अभेद होने से जाति, गुण, क्रिया से अभिन्न द्रव्य के साथ अभेंद-प्राप्त 
हुए शब्द का जाति, गुण, क्रिया के साथ भी अभेद सिद्ध हो जाता है। गौः इस उच्चा- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


8 - ष्याकरणमद्दाभाष्य 


आङतिर्नाम सा । कस्तहि शाब्दः । येनोच्चारितेन सास्नाळाङगूलककुद्‌- 
खुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शाब्दः । 


अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनि: शब्द इत्युच्यते। तद्यथा-- 
शाब्दे कुरु, मा शाब्दं कार्षीः, शाब्दकार्ययं माणवक इति ध्वनि कुवन्नेव- 
झुच्यते । तस्माद्‌ ध्वनिः शाब्दः । 


कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ? रक्षोहागमळष्वसन्देहाः 
प्रयोजनम्‌ । रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ । लोपागमवर्णचिकारज्ञो हि 








=== — 5s 


तो आखिर शब्द हे क्या ? 


_ जो उच्चरित ध्वनियों से अभिव्यक्त होकर गलकस्बल, पूँछ, कुहान, खुर, 
सींग वाले गो व्यक्तियों का बोध कराता है वह शब्द हे । 


अथवा लोक-व्यवहार में जिस ध्वनि से अर्थ का बोध होता हे वह शब्द 
कहलाता हे | जेसा कि ध्वनि करते हुए एक लड़के को उद्देश करके कहा जाता हे-- 
(भोर अधिक) शब्द करो, शब्द मत करों, यह लड़का शब्दकारी (शोर करने वाळा) 
है । भतः ध्वनि शब्द हे । | 


राबदानुशासन (शास्त्र के अध्ययन) के क्या-क्या प्रयोजन हैं ? 


रक्षा, उ. (विभक्ति आदि का परिवर्तन), भागम (विधायक शास्त्र), 
छाघव (सरलता, आसानी), सन्देइनिदृत्ति- ये प्रयोजन हैं । 


रण के अनन्तर बुद्धि में जो नाना अर्थ (द्रव्य के अतिरिक्त) जाति गुण क्रिया 


भासते है उनके साथ भी शब्द का तादात्म्य होने से उनके विषय में भी ये शब्द हैं 
यह शङ्का युक्त ही है। 


१. वैयाकरण का मत है कि उच्चारित होकर क्षणान्तर में नष्ट हो जाने वाले 
वणे अर्थ का बोध नहीं करा सकते । उनमें वाचकत्व नहीं। जो श्रवण का विषय है 
वह बोधक नहीं। वैदाकरण शब्द को एक नित्य तत्त्व मानता है जो उच्चारित 
ध्वनियां से अभिव्यक्त होता हे और अभिव्यक्त होने पर उस-उस अर्थ का बोध कराता 
हे । इसलिये उसे “स्फोट? कहते हैं, जिसका अर्थ है-र्फुटत्यर्थोऽस्मादिति । 


२. यहाँ लोकःव्यवहार में जैसा शब्द समझा जाता है उसका लक्षण किया है, 
यह काये दे7- अनित्यः हे 'नेयायिक ईसें'ही'शब्द समसे हैं।। =° by eGangotri 


प्रथम जाह्विक ५ 


सस्यग्वेरान्‌ परिपालयिष्यतीति । ऊहः खल्वपि । न सर्वैर्लिङ्गं च 
खर्वाभिविभक्तिभिर्वेदे मन्त्रा निगदिताः । ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण 
यथायथं विपरिणमयितव्याः । तान्नावैयाकरणः शक्नोति यथायथं 
विपरिणमयितुम्‌ | तस्माद ध्येयं व्याकरणम्‌ । आगमँः खल्च॒पि। त्राह्मणेन 


= कन नाला त 








( वेदों की) रक्षा के लिये व्याकरण पढ़ना चाहिए। क्योंकि लोप, आगम, 
आदेश को जानने वाला वेदों की ठीक तरह से रक्षा कर सकेगा । ऊह भी प्रयोजन 
हे । वेद में सन्त्र सभी लिङ्गां में और सभी विभक्तियों सहित नहीं पढे गये । उन्हें 
यज्ञ से प्रव्रृत्त हुए पुरुष को अवश्य दी उचित रीति से बदलना होता हे । (ओर) 
व्याकरण न जानने वाळा उन्द॑ उचित रीति से बदल नहा सकता । इसलिए व्याकरण 
पढ़ना चाहिये । 

शास्त्र भी (उयाकरणाध्ययन का) प्रयोजक (विधायक, प्रेरक) है । (वह कद्दता हे) 


१, भाव यह है कि लोक में लोप, आगम और आदेशों को न देखकर और 
वेद में उन्हें देखकर व्याकरण न जाननेवाला भ्रान्त हो सकता हे और लोक का 
अनुसरण करते हुए वदिक शब्दों को भी वैसे ही पढ़ने की चेष्टा करेगा ऐसी संभावना 
हो सकती है । देवा अदुड़--यहां 'र? का आगम हुआ हे और 'त? का लोप। लोक 
सें अदुहत ऐसा लङ्‌ ब्रहु० आ० में प्रयोग होता है । मध्या कर्तोविततं संजभार--- 
यहां हू के स्थान में भ्‌ आदेश हुआ है । लोक में संजहार रूप प्रसिद्ध हे । 

२. प्रकृति याग में विनियुक्त मन्त्रों के देवतादि वाचक पदों को विकृति याग 
के देवता आदि का बोध कराने के लिए बदलना ऊह कहलाता हे। सब इष्टियायों 
की दशेयुणमास प्रकृति हे और सभी सोमयागों की अम्िष्टोम याग प्रकृति हे। जिसमें 
इतिकतेव्यता पूर्णरूप से ही कही होती है वह प्रक़तियाग होता हे और जिसमें प्रक्रतिवद्‌ 
विकृति: कर्तव्या इस वचन से प्रकृति याग स ली जाती है वह विकृति । अत्र प्रकृति 
याग के अग्नये त्वा जुष्टं निवेपामि इस मन्त्र में आये हुए अग्नि शब्द के स्थान 
पर सौर्य चरुं निपेद्‌ बह्मवचेसकामः (त्रह्मतेज चाहता हुआ सूयं को चरु की आहुति 
दे ) इस वचन के अनुसार चतुर्थ्यनत सूय शब्द का प्रयोग करके सूर्याय स्वा जुष्टे निर्‌- 
वपामि इस मन्त्र से आहुति देनी है । यह प्रकृति का ऊह हे, विभक्ति का नहीं, त्रिभक्ति 
वही रही । लिङ्ग का ऊह यथा--देवीरापः शुद्धाः स्थः में स्त्रीलिङ्ग, झुड़ाः के 
स्थानपर देवाऽऽज्य छुद्धमसि इस मन्त्र में आज्य शब्द के साथ अन्वित होने के कारण 
शुद्धम्‌ इस प्रकार नपुंसक लिंग में विपरिणाम | 


३. आगम के साथ आया हुआ भ्रयोजन शब्द प्रयोजक को कद्दता है। यहां 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


॥ + 
त क 


६ व्याकरणसदा भाष्य 


निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो शेयइचेति । प्रधानं च पद्स्वङ्गेषु 
व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यः फळवान्भवति । 

ळध्वर्थ चाध्येयं व्याकरणम्‌ । ब्राह्मणेनावञ्यं शब्द ज्ञेया इति। न 
चान्तरेण व्याकरणं लूघुनोपायेन शाब्दाः शक्या ज्ञातुम्‌। असन्देहाथं 
चाध्येयं व्याकरणम्‌ । याज्ञिकाः पठन्ति स्थूळ पषतीमाग्निवारुणीमनड्वाही- 
माळभेतति । तस्यां सन्देहः--स्थूला चासो पृषती च स्थूलपृषती, स्थूलानि 
पृषन्ति यस्याः सेयं स्थूलपृषतीति। तां नावेयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति । 
यदि पूर्वपदप्रकतिस्वरत्वं ततो बहुब्रीहिः; अथ समासान्तोदात्तत्बं 
ततस्तत्पुरुष इति । 





ब्रामण को बिना कारण (छाम क्षादि प्रयोजन-रहित ) धर्मस्वरूप छुः अगो 
चाळा वेद पढ़ना चाहिए भर उसे जानना चाहिए। छुः अंगों में व्याकरण 
प्रधान हे और प्रधान में किया हुआ यत्न प्रचुर फळ वाला होता हे । 

लाघव के कारण व्याकरण पढ़ना चाहिए । ब्राह्मण को शब्द अवश्य जानने 
हैं । व्याकरण को छोड़ और किसी लघु ( छोटा, सरळ ) उपाय से शब्द जाने 
नहीं जा सकते । 

सन्देह की निवृत्ति के लिए भी ब्याकरण पढ़ना चाहिये। याज्ञिक (कर्मकाण्डी) 
लोग पढ़ते हॅ--स्थूळएषती गाय को अग्नि तथा वरुण देवताओं के उददेश से आलम्भन 
करे अर्थात्‌ भेंट दे । स्थूलपृषती इस विशेषण पद के अर्थ भें सन्देह होता है, वह 
मोटी भी हे भौर बिन्दुमती भी हे (ऐसा अर्थ है) अथवा जिसके ( शरीर पर ) स्थूल 
बिन्दु हे एसा । जो व्याकरण नहीं जानता वह उसके विषय में स्वर से निश्चय नहीं 
कर सकता । यदि ( समास "स्थूलपृषती? ) के पूवेपद ( स्थूल ) का अपन! ही स्वर 
यहां है तो यह बहुब्रीहि हे, यदि समास का अन्त्य अच्‌ उदात्त हे तो यह तत्पुरुष हैं । 





रक्षोहागमलघ्वसन्दद्दाः यह द्वन्द्व बहुवचनान्त हे, पर प्रयोजनम्‌ यह एकवचनान्त है । 
यहां एकशेष हुआ हे--प्रयोजनी ( रक्षा) च प्रयोजनइच प्रयोजनइच प्रयोजनं (लघु) 
श्रयोजनर्चति प्रयोजनम्‌ । पक्ष में प्रयोजनानि भी होगा । इसमें नपुं सक मनपुंसकेनेकव- 
च्चास्यान्यतरस्याम्‌ (१।२।६९ )--यह शास्त्र प्रमाण हे । 


१. यहां असन्देह शब्द में सन्देह का प्रागभाव समझना चाहिये | प्रध्वंस नहीं । 
वयाकरण को सन्देह उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता | बल्कि उसे सर्वथा सन्देह उत्पन्न 
ही नहीं होता । 


३८ तेहा अँ स्वर, (हात सिदा स्वरित ) ४ निसार है. मनमाना अर्थ 


प्रथम झाद्लिक छ 


इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि--तेऽसुराः। दुष्टः 
शाब्दः । यदधीतम्‌ । यस्तु भ्रयुङ्क्ते। अविडांसः। विभक्ति कुवेन्ति। यो 
बा इमाम्‌। चत्वारि। उतत्वः। सक्तुमिव। सारस्वतीम्‌ । दशास्यां 
पुत्रस्य । खुदेवो असि वरुणेति । 
तेऽसुरा हेळयो हलय इति कुवेन्तः परावभूबुः। तस्माद्‌ ब्राह्मणन न 
स्लेच्छितचे नांपभाषितचे । स्ळेच्छो ह वा एष यदपदाब्दः । तेऽसुराः 
दुष्टः शब्दः । “दुष्टः शाब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न 


शब्दानुशासन के यह और भी प्रयोजन हँ--तेड्सुराः । दुष्ट: शब्दः। यद- 
धीतम्‌ । यस्तु प्रयुङ्क्ते । अविद्वांसः । विभक्ति कुवेन्ति। यो वा इमाम्‌ । चत्वारि । उत 
त्वः । सक्तुमिव । स।रस्वतीम्‌ । दराम्यां पुत्रस्य । सुदेत्रो असि वरुण इति। 

वे असुर हेलयः, हेलयः ( हे शन्रुओ, हे शन्नुओ ) चिल्लाते हुए पराजित हो 
गये । इसलिये ब्राह्मण को स्लेच्छस अर्थात्‌ अपभाषण नही करना चाहिये । जो 
अपशब्द हे वह निश्चय से स्ळेच्छ॒ है । तेऽसुराः । 

स्वर भोर वर्ण की दृष्टि से अशुद्ध उच्चारण किया हुआ दोषयुक्त शब्द 
अपने विवक्षित भर्श को नहीं कहता । वह वाणीरूप वज्र हो यजमान को मार देता है 
जस इन्द्रशत्नु ( रत्र ) स्वर दोष के कारण मारा गया । दम दोष-युक्त शब्दों का प्रयोग 
न करें, इसलिये हमें ब्याकरग पढ़ना चाहिये । दुष्टः शाब्दः । 








नहीं किया जा सकता। स्त्रर और संस्कार ( प्रकृति प्रत्ययादि से शब्द की व्युत्पत्ति ) 
जाने बिना अथे का बोध नहीं हो सकता और स्वर संस्कार व्याकरण से ही जाने जाते 
हं। स्थूळऱधतो शब्द के अथ में जः सन्देह हुआ तो इसका निश्चय स्वर को देखकर 
ही हो सकता है । अब व्याकरण शास्त्र बताता हैं बहुब्रीहौ प्रकृत्या पूवपदम्‌ (६।२।१ ) 
अर्थात्‌ बहुत्रीहि समास में पूर्वयद का ही अपना स्वर ( >उदात्त ) रहता है शेष निघात 
( अनुदात्त ) हो जाता दै । कारण कि पद में ( यहां समाश होकर जो नया पद बना 
है उसमें भी) एक अच्‌ उदात्त होता है (अथवा स्वरित होता है ) शेष अनुदात्त 
रहता हे । स्थूल शब्द अन्तोदात्त हे। इसका पृषत्‌ के साथ समास हुआ 
हे । समस्त पद में एक ही स्वर ( उदात्त ) होने से पृषत्‌ निघात होगा । समास होकर 
स्त्रीत्व विवक्षा में उगितश्च ( ४।१।६ ) से ङीपू प्रत्यय होगा । डीप्‌ प्रत्यय भी अनुदात्त 
होता है, अतः एषती भी सारा अनुदात्त ही रहेगा। पर स्थूल के ल (उदात्त ) से 
परे पृ अनुदात्त को उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( ८।४।५६ ) से स्वरित होऊर शेष दो 
अनुदात्तों.का प्रचय रहेगा । तो स्थुलईषती ऐसे स्वराङ्कन होगा । तत्पुरुष में समासान्त 
उदात्त द्वोने से स्थळपुष॒ती ऐसा । र 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 








८ वब्यांकरणमद्दा भाष्य 


तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्र: स्वरतो 5पराधात” ॥ 
इति | दुष्टाऽछन्दान्मा प्रयुक्ष्मद्दीत्यध्यय अया | रा दाब्दः । र 

यदधीतम्‌[। “यदधीतमविशातं निगदनेव शब्यत। अन नयन 
शष्केंधो न तज्ज्वळति कर्हिचित्‌ ॥” तस्मादनथक माधिगीप्महीस्यध्येयं 
व्याकरणम्‌ | यदधीतम्‌ । ` ह “क 

यस्तु प्रयुङ्क्ते । “यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेष शब्दान यथावद 
व्यवहारकाले | सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगांवदू डुप्यांत चाप- 
दाब्दः ॥ कः । वाग्योगविदेचं । कुत पतत्‌ । यो हि दाव्दाञ्जानात्यपशाब्दा(- 


जा (मन्त्रादि) अक्षरादिरूग से ग्रहण तो क्रिया, पर समझा नहीं, कवल पाठ 
मात्र से उच्चारण किया, वह कभी भी प्रकाश नहीं करता जंसे अगि के अभाव र्म 
सूखा ईन्धन कभी नहीं जलता । यदधीतम्‌ । 

जो शब्दों के प्रयोगविज्ञेष में कुशल व्यवहार के समय उन्दै ठीक-ठीक प्रयोग 
करता है वह शाब्दा सम्बन्ध जानने वाला परलोक में भनन्त उत्कष को प्राप्त होता 
भौर अपशब्दों से पाप का भागी होता हे । 

कौन ? | 

शब्दाथ सम्बन्ध जाननेवाला ही । 


१. ऐसी कथा हे कि त्वष्टा के पुत्र विश्वहूप को इन्द्र ने मार दिया । अब 
त्वा इन्द्र को मारने के लिये एक अभिचार याग करता है। उसमें वह स्वाहेन्द्रशश्रु- 
वेधस्व ऐसा मन्त्र पढ़ता है । यहां शत्रु क्रिया शब्द है संज्ञा शब्द नहीं । शत्रु--शातयिता 
-नाशक । अब त्वष्टा यह कहना चाहता था कि हे ग्नि तू ऐस बढ कि तेरी जवालाओं 
में उत्पन्न हुआ असुर ( वृत्र ) इन्द्रशत्रु श्रथोत्‌ इन्द्र का नाशक हो । यह अभिप्रेत 
अथे तब सिद्ध होता यदि वह इन्द्रशत्रु शब्द को तत्पुरुष समास बनाकर इसके अन्त 
म उदात्त पदता | पर उसने प्रमाद से पूर्वपद के प्रकृति स्वर से युक्त पढ़ दिया जिससे 
यह बहुत्रीहि समास हो गया, जो अन्य पदार्थ प्रधान होता हे जिससे वह यह कह बैठा 
कि हे अग्नि तू इन्द्र हे नाशक जिसका ऐसे रूपवाला होता हुआ ब्रढ़ | तिस पर बृत्र 


उत्पन्न होता हुआ षी इन्द्र से मारा गय! | यह कथा तत्तिरीय संहिता के द्वितीय काण्ड 
के पञ्चम प्रपाठक में दी गई हे। 


२, अनप्तौ--यहां उपस्लेपहप आधार में सप्तमी है । उपश्लेष-संयोग, 
सामीप्य। अथात्‌ जब अग्नि का ईन्धन के साथ संयोग नहीं । 
३.- माडू उपपद होनेपर इङ्‌ अध्ययने का यह लड़ उत्तमपुरुष बहु० में रूप-है । 


४, प्रत्यासत्ति से हर ` 
( पास में श्रूयमाण होने से ) वाग्योगचिदू का ही दुष्यति 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम भाहृिक . ५, 


नप्यसो जानाति | यथेव हि शाब्दज्ञाने धर्मः, एवमपदाब्दज्ञानेऽप्यघमैः । 
अथवा सूयान्नध्मेः प्राप्नोति । भूयांसोऽपाव्दाः, अब्पीयांसः शाब्दा इति । 
फकेकस्य हि झात्द्स्य वहवोऽपश्रंशाः । तद्यथा । गोरित्यस्य शाब्दस्य 

गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्यबमादयोऽपञ्चंदाः! अथ योऽवाम्योगचित्‌ । 
अज्ञाने तस्य शरणम्‌ | विषम उपन्यासः ! नात्यन्तायाऽज्ञानं शरणं भवितु- 
महति । यो ह्यजानन्वे ब्राह्मणं हन्यात्‌ सुरां वा पिवेत्सोऽप मन्य पाततः 
स्यात्‌ । एवं तहि । सोऽनन्तमाप्नोति जयं पर्न वाग्योगविद्‌ दुप्यति चाप 
शाब्दः ॥ कः । अवाग्योगविदंवब । अथ यो वाग्योयचिद्‌ , वज्ञान तस्य 
रारणस्‌। क्क पुनरिदं पठितम्‌ । श्राजां नाम इलोकाः | कि च भोः इळोका 





५. 2... mm SS Sr SS 2 ५ > ~ ~ 





ऐसा केसे जाना ? 
जो शब्दों को जानता हें वह अपशब्दों को भी जानता हैँ जसे राब्द-ज्ञान में 
हे वेसे ही अपशब्दज्ञान में अधर्म भी । अथवा अधिक अधर्म होता ह्‌ | 

क्यों ? 

इस लिये कि अपशब्द अधिक हैं, शब्द ( उनकी अपेक्षा ) थोड़ हैं । 

एक-एक शब्द के बहुत से अपभ्रंश होते हं, जसे “गो? इस एक शब्द के गावी 
गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि अपभ्रंश होते हें। अब जो वाग अर्थ सम्बन्ध को 
नहीं जानता उसका अज्ञान रक्षक होता हे, अर्थात्‌ अज्ञान उमे पातित्य से बचायगा । 
यह कथन ठीक नहीं । अज्ञान पूर्णरूप से बचा नहीं सकता । जा काइ न जानता हुआ 
भी ब्राह्मण की हत्या कर दे अथवा सुरा पीए, म मानता हु कि वह भी पतित होगा । 
अच्छा तो सोऽनन्तमाप्नोत ज्यं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यांत चापशब्दई:---यह जा 
पढ़ा दै यहाँ 'दुप्यति का कती कौन हे १ निश्चित ही अवाग्योगविद्‌ क्योंकि जो वाग- 
योगविद्‌ ( शब्दार्थसम्बन्ध का जानने वाळा ) दै विशिष्ट ज्ञान उसका रक्षक दै | 

यह वचन कहो पढ़ा है ? 

आज नामक इलाक हें (वहां) । 

क्यों जी, इलोक भी प्रमाण होने लगे? 


© 
दम 





क्रिया-पद्‌ के साथ अन्वय होना चाहिये, ऐसा पूवपक्षी का अभिप्राय ह। जिसे बह 
आगे युक्ति से पुष्ट करता है । 

१. कहने वाले का भाव यह है कि अज्ञान से किया हुआ कमे मानो न कियासा 
होता हं, उस से पाप का प्रसङ्ग नहीं । 

१, इस भाष्यकार स्त्रयं आगे चलकर अथवा पुनरस्त ज्ञान एव धम 
इत्यादि सन्दभे से स्पष्ट करगे । 

३. भ्राज नाम से प्रसिद्ध कात्यायन प्रणीत इलोक कद्दे जाते ई । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


FR i ला का कामा 





व्याकरणम्‌ | अविद्वांसः ॥ 


१० इ्याकरणमद्दाभाष्य 


~ ~ रि 
अपि प्रमाणम्‌। किं चातः । यदि इछोका अपि प्रमाणम्‌ , अथसपि इळोकः 
प्रमाणं भवितुमरईति। “यढुदुम्वरवर्णानां घरीना मण्डल महत्‌ | पीत न 
गमथेत्स्वश कि तत्‌ क्रतुगतं नयेत्‌ ॥” प्रमत्तगीत एप तत्रभचतः। यस्त्व” 


४ ia 
` प्रमत्तगीतस्तत्प्रमाणम्‌। यस्तु प्रयुङ्क्त ॥ 


~ 2202 ०५ - ° 

'अविद्वांसः। “अविद्वांसः प्रत्यमिवादे नास्नो ये न प्छुति विटु । कामे 

~ No च हर हि. ० 

तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहं वदेत्‌ ॥” अभिवाद स्त्रीवन्मा भूमत्यध्यय 


mm So 5 a नानक फि शय 
न 





इससे «या हुआ 1 

यदि इलोक भी प्रमाप ६ तो यह उलोक भी प्रमाण हो जायेगा । 

जो तांबे के वण वाळी म थ्यो का बड़ा समूह पीआ हुआ स्वर्ग की प्राप्ति 
न्वी करा सकता तो यज्ञ (सौर .बणी याग) में थोड़ा-सा सुरापान कभी स्वर्ग की प्राप्ति 
करा सकता है ? 

प्रमाद (अनवधान) से पढ़ा हुआ यह पूज्य का वचन है । 

जो (कोई अन्य) वचन सावधान होकर पढ़ा गया हे बही प्रमाण हे । 

अविद्वांसः । जो अविद्वान्‌ भभिवादन के उत्तर (आशीर्वाद वाक्य) में 
(अभिवादक के) नाम को प्लुत करना नद्दी जानते, बाहिर से भाकर उन के प्रति 
मळे ही अयमहम्‌=्यद में हूँ ऐसा कहे जैसे स्त्रियों के विषय भ॑ कहने की रीति हे । 
अभिवादन में हमारे प्रति स्त्रियों का सा ब्यवहार न हो, भतः व्याकरण पढ़ना चाहिये। 





१, सौत्रामणी-याग मै किश्चित्‌ सुरापान का विधान हैं, वह सज्ञाङ्गह और 
अदृष्ट की उत्पत्ति में सहकारी हे । उस अदृष्ट से देत्यों को वश्चित करने के हेतु महेश्वर 
ने प्रमत्त-सा होकर उनकी इसमें अश्रद्धा उत्पन्न करने के लिये यह वचन कहा-- 
ऐसा सम्प्रदाय है । 

२. अभिवादन के विषय में मनु का ऐसा विधान है--- 
अभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ । 
भसो नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीतेयेत्‌ ॥ 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । 
तान्प्राहोऽयमहं बूयात्‌ स्त्रियः सवौस्तथैव च ॥ ( २ | १२२) 

अथात्‌ विप्र ( देवदत्त आदि ) अपने से बड़ी उम्र वाले को नमस्कार करना 
चाहता हुआ श्रपने नाम का उच्चारण करते हुए भभिवाद्ये देवदत्तोह भोः ऐसा 
अभिवादन वाक्य बोळे । पर उन लोगों के प्रति जो प्रत्यभिवादन में नाम को प्छत 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम भाहिक ११ 


विभाक्ति कुवैन्ति । याज्ञिकाः पठन्ति--प्रयाजा: सविभक्तिकाः कार्या 
इति | न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिका: शक्याः कतुम्‌ । 
विभक्ति कुन्ति ॥ | 

यो वा इमाम्‌। यो वा इमां पदशः स्वरशो$क्षरदादच वाचं 
विद्धाति स आस्विजीनो भवति । आत्त्विजीना: स्यामत्यध्येयं व्याकरणम्‌ | 
यो चा इमाम्‌ ॥ 


विभक्ति लगाकर उच्चारण करते हं । यजुवेदी कमकाण्डी लोग पढ़ते हँ-- 
प्रयाज मन्त्रो को विभक्ति-युक्त कर पढ़ना चाहिये, पर व्याकरण जाने बिना प्रयाजों 
को विभक्तियुक्त नहीं किया जा सकता । विभक्ति कुत्रेन्ति ॥ 
जो इसको । जो इस (वाणी का पद्‌, स्वर तथा अक्षर के विषय में ठीक- 
ठीक उच्चारण करता है वह आस्विजीन ( ऋत्विक्‌ प्राप्ति का अधिकारी यजमान 
अथवा ऋत्विक्‌ कमे कराने का अधिकारी याजक) हे. . ` इम जार्चिजीन हों 
इसलिये व्याकरण पढना चाहिये। यो वा इमाम्‌ । 


करना नहीं जानते, ऐसे ही सब स्त्रियों के प्रति भी अयमहम्‌ ही कहे । भगवान्‌ 
सूत्रकार पढ़ते हैं--प्रत्यभिवादेऽञ्चूद्र ( । २ । ८३ ) । शूद्रविषयक प्रत्यभिवादन से 
अन्यत्र वाक्य की टि को प्छत होता हैं। तदनुसार आयुष्मानेधि देवदत्ता३ इस प्रकार 
का आशीवाद वाक्य होता 

१, जब किसी कारण कमरर्न हो जाय तो पुनराधेय इष्टि की जाती हैं । 
उस पुनराधेयेष्टि की इतिकतव्यता के विषय में यह वचन पढ़ा गया हे । प्रयाज पांच 
होते हैं । ये पहले ही विभक्ति सहित पडे ही हैं, फिर इस विधान का क्या अर्थ है। 
विभक्ति प्रत्यय है इससे प्रकृति का आक्षेप होता है और चूँकि त्वमग्ने प्रयाजानां पुरस्तार्‍वं 
पइचात्‌ ऐसा वेदवाक्य है, अतः अग्नि शब्द ही यहां प्रकृति ली जाती है और इसे 
प्रथमा ( सम्बुद्धि ), सप्तमी, तृतीया और द्वितीया इन चार विभक्तियों से युक्त पढ़ा 
जाता है | समिधोड्मे आज. व्येतु इत्यादि पांच मन्त्र हैँ । पहले चार में अग्ने अग्ने 
अग्नावग्ने, अग्निना अग्ने, अग्निमग्ने इस प्रकार एक और अग्नि शब्द दिभक्ति युक्त 
पढ़ा जाता है। चतुषु प्रयाजेषु चतस्थो विभक्तीदेदाति नोत्तमे इस आपस्तम्ब के वचना- 
नुसार अन्त्य पांचवें मन्त्र में अग्नि शब्द सविभक्तिक नहीं दिया जाता | 

२. विद्धातिसक्ररोति, उच्चारण करता हे । क्रिया-सामान्य - से क्रियाविशेष 
विवक्षित है । वाजसनेय प्रातिशाख्य ( ८1२७ ) में भी कहा है--वर्णशो$क्षरशों ज्ञानाद्‌ 
विभक्तिपदुशोपि च । 

३. आव्विजीन शब्द को दो प्रकार से व्युत्पादनं करते हैं। सूत्रकार कहते हैं-- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१२ । व्याकरणमहाभाष्य 


चत्वारि । “चत्वारि श्टड़ा अयो अस्य पादा शीषे सप्त हस्तासो 
अस्य । त्रिधा वद्धो वृपभो रोरबीति महो देवो मत्या आ विवश ॥” इति । 
चत्वारि श्टङ्वाणि परजातानि नामाख्यातोपसर्गनिषाताइच । चयो अस्य 
पादाः अयः काला भूतभविष्यद्वतमानाः। छ शीष दो शाब्दात्माना नित्य: 
कार्यच । सप्त विभक्तयः । त्रिधा वद्धः त्रिषु स्थानपु बद्ध उराख कण्ठ 
शिरसीति ! व्रपभो वर्पणात्‌ । रोरवीति दाब्दं करोति | कुत एतत्‌ । रोतिः 
शाव्दकर्मा । महो देवो मर्त्या, आविवेशाति महान्‌ देवः शाब्दः | मत्य 
मरणधर्म्माणो मनुष्यास्तानाचिवेश । महता देवन नः साम्यं यथा स्यादि- 
त्यध्ययं व्याकरणम । 

अपर आह-चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्व्राह्मणा ये 


चार । इसके चार सींग हें, तीन चरण हैं दो सिर हैं और सात हाथ हैं। 
तीन स्थानों में वेधा हुआ वृषभ बड़ा शब्द करता हे | महान्‌ देव सबुप्यो में 
प्रवेश किये हुए हे । जो इसके चार सींग कहे दें वे चार पदराशियां हैं और च हें-- 
नाम, भार्यात, उपसग और निपात । जो इसके तीन पाद हैं वे भूत, भविष्यत्‌ , 
वर्तमान--ये तीन काल हैं । जो इसके दो सिर कहे हैं वद्द दो प्रकार का शब्द है--- 
एक नित्य, दूसरा कार्य (उत्पाद्य, अनित्य) । जो इसके सात हाथ हैं वे सात विभक्तया 
हैं। 'तीन स्थानों में बंधा हुआ! इस का भर्थ हे- छाती, कण्ठ च सिर में बैंधा हआ । 
(कामनाओं की) बृष्टि करने से वह वृषभ है। रोरवीति का अर्थ हे शब्द करता है । 
. यह केसे ? रु धातु शब्द करने अर्थ में पढी हे । महो देवः इत्यादि का भर्थ हे-- 
(वह) महान्‌ देव रूप शब्द मरण-स्वभात्र वाले मनुष्यों के भीतर प्रवेश किए हुए 
है। उस महान्‌ दुव क साथ हमारा सायुज्य द्दो इसलिय व्याकरण पढ़ना चाहिये । 
दूसरा कहता ह---वाणी चार पदों म परिच्छिर इन चार पदों को मन 


ऱ्या स्याना 
यज्ञात्वग्म्या घवनो ( ५। १ । ७१ ) अर्थात्‌ यज्ञ और ऋत्विक से उसके योग्य दद 
इस अथ म क्रम से घ, खम्‌ प्रत्यय होते हे । इससे खजप्रत्ययान्त आत्विजीन का अर्थ 
यजमान हुझा । इस पर वार्तिककार का कहना है कि यज्ञत्विग्भ्या तत्कमौह॑तीति चोप- 
सड्यानम्‌ इससे ऋत्विक्‌ के कमे में योग्य होनेवाले भै प्रत्यय होकर आरिविजीन 
ऋत्विक ( याजक ) का बोधक होता हें । 
१, ऋ० ४ । ५८।३॥ 


० म वाकू आद्युदात्त पढ़ा हे । पदपाठ में भी पृथक्‌ पद्‌ ही पढ़ा हे | 
जपः यह प्रयमान्त खतस्त्र पर है ऐवा प्रतीत होता है। प्रथमान्त का अन्वय सीधा 


CC-0. Prof. Satya ७1 Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम आह्विक १8 


मनोषिणः | गुहा जोणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
चत्वारि वाकपरिमितानि पदानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग- 
निपाताइच । तानि विदुर्व्राह्मणा ये मनीषिणः। मनस इपिणो मनीषिणः 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति। शुहायां जीणि निहितानि नेङ्गयन्ति न 
चष्टन्ते न निमिषन्तीत्यर्थः । तुरीयं वा पतद्वाचो यन्मञ्ुष्येषु चतत चतुर्थ 
सित्यर्थः । चत्वारि ॥ 

उत त्वे: । “उत त्वः पश्यन्न ददश वाचमुत त्वः श्टण्वन्न श्टणो- 
त्येनास्‌। उतो त्वस्मे तन्वं चिर्ने जायेच पत्य उशती सुवासाः ॥'? उत 
त्वः अपि खल्वेकः पद्दयन्नपि न पझ्यति वाचम्‌ । अपि खब्वेकः श्टण्वन्नपि 
न श्एणोत्येनाम्‌ इति अचिद्रांसमाहाथम्‌। उतो त्वस्मे तन्वं चिसस्त्र तनु 
चिड्टणुते । जाये पत्य उशती खुवासांः। तद्यथा जाया पत्यं कामयमाना 


> तला अमन 


का संयस किये हुए ब्राह्मण जानते हे । इसके तीन भाग गुफा में छिप हुए चेष्टा नहीं 
करते | वाणी के चोथे भाग को मनुष्य ( साधारण अवैयाकरण ) बोलते हैं ॥ चार 
वाणी के परिच्छेदक पद्‌-समूह नाम आख्यात उपसगे और निपात हे । मनीषी बाह्मण 
उन्हें जानते हैं। सन पर अधिकार रखने वाळे मनीपी कहलाते हैं--गुहा****“**** 
नेङ्ग्यान्त का क्षय यह है कि तीन (भाग) गुफा में छिपे हुए चेष्टा नहीं करते, 
झपकते नहीं । तुरीयः" `` वदन्ति का अर्थ यह है कि यह बाणो का चोथा भाग है 
जो मनुष्यों में है (जो मचुष्य-अवेयाकरणों के व्यवहार में आता हे) । चत्वारि । 

शोर एक । उत त्व:--इस मन्त्र का अर्थ यह हे--कोई एक वाणी को देखता 
हुआ भी नहीं देखता, दूसरा इसे सुनता हुआ भी निश्चय ही नहीं सुनता । ऋचा 
का यह आधा भाग विद्वान्‌ के विषय में ह । उतो विसस्रे का अर्थ यह हुँ कि ओर 
किसी दूसरे के प्रति अपने स्वरूप को खोल देती हे । जायेव'"'सुवासाः का अय यह 
है कि जिस प्रकार सुन्दर झुञ्र वस्र धारण किये हुए (ऋतु-स्नाता) खी कामना करती 


>>> “> >-><« 


लग जाता है- वाक्‌ चस्वारि परिमितानि पदानि भवति । षष्टी पूवपद समास मानने में 
जहां स्वर से विरोध पड़ता हे वहां समास भी असमर्थ ही होता है, क्योंकि वाकू का 

पदानि के साथ सम्बन्ध है । यहां चारों पदों से नाम, आख्यात, उपसगे और निपात 
का ही ग्रहण इष्ट है, परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी का नहीं । पद्‌ कहने से ही 
- उनका व्यवच्छेद हो जाता हे । 

१, ऋ० १।१६४।४५॥ 

२. वेद में त्व एक अर्थ का वाचक सवनाम है । 

३. विसखे--यह विपूबेक स् का लिट्‌ प्रथम पु० एक० का रूप है । 

४. उशती--वश कान्तौ इस धातु का शत्रन्त स्त्रीलिंग रूप है । 
५. सुवासाः, शोभने वाससी यस्याः सा । रजरवला स्री मल्लवद्वासाः ( मेले 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१४ व्याकरणसद्दाभाष्य 


सुवासाः स्वमात्मानं वित्रृणुते एवं वाग्‌ वाग्विदे स्वात्मानं चिद्वणुते । 
वाङ्नो वित्व॒णुयादात्मान मित्यध्येयं व्याकरणम्‌ । उत त्वः ॥ 

सक्तुमिव । “सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा 
वाचमक्रत । अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेपां छच्मीर्निहिताऽधि 
वाचि ॥ सक्तुः सचतेदुर्धावो भवति । कसतेर्बा विपरीताद्‌ विकसितो 
भवति । तितउं परिपवनं भवति | ततवद्ठा तुन्नवद्ठा । धीरा ध्यानवन्तः । 
मनसा प्रज्ञानेन । वाचमक्रत वाचमक्कषत । 

अत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते। क्च। य एष दुगा मार्ग 
एकगम्यो वाग्विषयः । के पुनस्ते । वेयाकरणाः । कुत एतत्‌ । भद्रेपां छक्ष्मी- 

ह अपने पति के प्रति अपने शरीर को प्रकट करती हे इसी प्रकार वाणी वाणी को 

जानने चाले के प्रति अपने स्वरूप को प्रकट कर देती हे। वाणी अपने स्वरूप को 
हमारे प्रति प्रकट करे इसलिये व्याकरण पढना चाहिये । उत त्वः। 

सत्तुओं की तरह । जेसे सत्तओों को चाळनी से छानते हैं एस ही जब (जिस 
अवस्था मं) ज्ञानी लोग अपने प्रकृष्ट ज्ञान के बळ वाणी का व्याकरण (विइलेषण, 
प्रकृतिप्रत्यय-विभाग, शब्दापशब्द-विवेचन) करते हैं तब ( उस अवस्था में ) समान 
दशेन वाले आपस में सायुज्य को अनुभव करते हें । कल्याणमयी लक्ष्मी इनकी वाणी 
में निहित होती हे । सक्तु सच धातु से निष्पन्न होता हे, इसे धोना (साफ करना) 
कठिन होता हे । हो सकता है कि सक्नु कसू धातु के आद्यन्त विपर्यय करने से बना 
हो, खिळा सा होता है ( इससे धात्वर्थ की संगति होती है )। तितउ का अथे 
चालनो है । यह विस्तार वाली अथवा छिद्रों वाली होती हे (इस लिये तिर,उ नाम 
हुआ) । धीर ध्यानी होते हैं। मनसा का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान से। वाचमक्रत का 
अथ हे वाणी को व्याक्ृत किया । उत त्वः ॥ 

यहाँ समानख्याति ( समान दर्शन ) वाले होकर सायुज्य को अनुभव 
करते हैं । | 

कहाँ ? 

द जो एक मात्र गम्य (साँकरा) दुर्गम वाणी का मागे है (वहाँ) । 
वे कौन हैं ? 
कपड़ों वाली स्नान न करने से ) होती हे, इसीलिये उसे मलिनी भी कहते हैं । 

स्नान करने पर वह श्र वस्न पहन लेती है, इसलिये उसे यहां सुवासाः कहा है । 

१. अमर कोष में तितउ पुँल्लिङ्ग पढ़ा है । भाष्यकार-वचनः- प्रामाण्य से 
नपुंसक लिङ्ग भी साधु हे ॥ 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





७, 
७... 
॥ |] 


प्रथम आह्विक १५ 


निहिता अधि वाचि | एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीनिहिता भवति । लक्ष्मी- 
लक्षणात्‌ भासनात्परिवृढा भवति । सक्तुमिव ॥ 

सारस्वतीम्‌ । याज्ञिकाः पठन्ति “आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य 
प्रायक्चिचत्तीयां खारस्वतीमिष्टिं निर्वपेत्‌ ।” प्रायश्चित्तीया मा भूमेत्यध्येयं 
व्याकरणम्‌ । सारस्वतीम्‌ ॥ 

दशास्यां पुत्त्रस्य । याज्ञिकाः पउन्ति-“दशास्युत्तरकालं पुत्त्रस्य 
जातस्य नाम विदध्याद्‌ घोषवदायन्तरन्तःस्थमवृद्धं जिपुरुषानूकमनरि 
प्रतिष्ठितम्‌ ।” तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति ' दृथक्षर चतुरक्षरं वा नाम छृतं 
कुर्यान्न तद्धितम्‌ इति । न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता चा शक्या 
` विज्ञातुम्‌ | दशास्यां पुत्त्रस्य ॥ 

सुदेचो असि । “सुदेवो असि वरुण यस्य ते सत्त सिन्धवः । अजु 
क्षरन्ति काकुदं समय सुषिरामिव ॥” सुदेवो असि वरुण सत्यदेवोऽसि । 
यस्य त सप्त सिन्धवः सप्त चभक्तयः। अनुक्षरन्त काकुदम्‌ । काकुदं 


So “*“<> 7 “2 ण एप 00 ल 


वेयाकरण । 

यह क्या १ 

क्योंकि इनकी ठाणो में कल्य़ाणमयी लचमी. निहित होती हैं! लक्ष्मी को 
इसलिये लक्ष्मी कहते दें क्‍योंकि वह लक्षण करती हे, चमकती है । अथवा अधिकार 


सरस्वती देवता को दिये जाने वाली । - यजुर्वदी लोग पढ़ते हे--अग्न्याधान 
करके अपशब्द का प्रयोग कर बेठने पर प्रायड्चित्त के निमित्त सरस्वती देवता के लिण 
इष्टि-याग कर । हस प्रायश्चित्त के योग्य न हों इस लिये हमें व्याकरण पढ़ना 
चाहिये । सारस्वतीम्‌ ॥ ५ 

दशमी रात्रि के अनन्तर पुत्र का । याज्ञिक लोग पढ़ते हँ--पुत्र के जन्म से 
दशमी रात के बीतने पर (अथात्‌ ग्यारहवें दिन) उत्पन्न हुए पुत्र का नाम रख, 
जो आदि में घोषवान्‌ वणेवाला हो, बोच में अन्तःस्थ वण वाला हो भोर वृद्धि स्वर 
(आ, ऐ, औ) से युक्त न हो, जो पिता के तीन पूर्वे पुरुषों के नाम का स्मरण कराता 
हो और जो शत्र के नाम के रूप में प्रसिद्ध न हो । नाम दो अक्षर वाळा अथवा चार 
अक्षर वाला रखें, वह कृदन्त हो, तद्धितान्त न हो । व्याकरण के बिना कृत्‌ वा तद्धित ' 
प्रत्ययों का ज्ञान ही नहीं हो सकता हे । दशम्यां पुत्रस्य ॥ 

तू शोभन देव हे । हे वरुण तू सुदेव-सत्यदेव हे जिसके गले से निकलती 
- हुई सात नदियां (=सात विभक्तियां) ताल में बहती हँ काकुद ताल होता ह कारण 
कि काकु नाम जिह्वा का हे और वह उसमें उठाकर ळगाइ जाती है । सूर्म्य सुषिरामिव 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४५ व्याकरणमंद्दा भाध्य 


०९ 


ताल | काकुजिह्वा, सास्मिन्नुद्यत इति काकुदम्‌। सस्य खुषिरामिव। 
तयथा शोभनासूर्मि सुपिरामग्निरन्तः प्रविश्य दहति एवं ते सत्त सिन्धवः 
सप्त विभक्तयस्ताब्वनक्षरन्ति । तेनासि सत्यदेचः । सत्यदेवाः स्यासत्य- 
ध्ययं व्याकरणम्‌ | खुद्बो असि ॥ 

कि पुनरिदं व्याकरणमेवाधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनमन्वाख्यायते 
न पुनरन्यदपि किञ्चित्‌ । ओमित्युक्त्वा दत्तान्तशाँः शमित्यादीन्‌ शब्दा- 
न्पठन्ति । पुराकट्प एतदासीत्‌- संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरण 
स्माधीयत । तेभ्यस्तत्तत्स्थानकरणानुप्रदानश्ञभ्यो वैदिकाः दाव्दा डप- 


> =-= > — न---_- ~> >> 


| लीं 








जेसे अग्नि सन्दर खोखलो लोहे की प्रतिमा को अन्दर प्रविष्ट होकर जछाती हैं इसी 
प्रकार सात सिन्धु अथात्‌ सात विभक्तियां तेरे तालु में बहती ह्‌ । इसले तू रूत्यदेद 
हे। इम भी सत्यदेव हाँ, अतः हमें व्याकरण पढ़ना चाहिये । सुदेवो असि । 

क्या कारण हे कि केवल व्याकरण पढ़ना चाहने वालों के लिये प्रयोजन बताये 
जा रहे दे, कुछ और ( वेद आदि ) पढ़ने वालों क लिये नहीं ६ ( वेद पढ़ना चाहते 
हुए तो ) ओम्‌ (स्वीकार करता हूँ) कहकर प्रपाठक-प्रपाठक करके “रामू? इत्यादि शब्दों 
को पढ़ते हे । पुरातन युग में ऐसा था उपनयन संस्कार के पडचात्‌ ब्राह्मण व्याकरण 
पढ़ना प्रारम्भ कर देते थ, तब जब वे वर्णाच्चारण-स्थान ( कण्ठादि) करण ( जिह्वा 
के अग्न, उपाग्र आदि भाग) और अनुप्रदान ( आम्य्रन्तर च बाह्य प्रयत्न=संच्ृत 
विवृत संवार विवार आदि ) जान लेते थे तो उन्हे वेदिक शब्दों का उपदेश किया 
जाता था । आजकल वसा नहीं। ( आजकल तो ) पहले वेद को पढ़ते हैं और 





१. ओम्‌ यहाँ स्वीकार अथ में हे, अभ्यादान अध में नहीं। अधीष्व (पढ़ो) 
के उत्तर में शिष्य भोम्‌ का उच्चारण करता ह, स्वीकार करता हूँ, अथात्‌ जसे आपकी 
आज्ञा वसे करता हूँ। 

२, इृत्तान्तराः में शस्‌ प्रत्यय वीप्सा अर्थ में हे । वृत्तान्त का यहां प्रपाठक अर्थ हे। 

३, ब्राह्मण बालक का उपनयन आठवें अथवा गर्भ से आठवें वर्षे में करने 
“की विधि हैं ऐसी छोटी अवस्था में जब व्याकरणाध्ययन प्रारम्भ हो जाता था तो 
अनतिप्रौढ होने स उन बालकों को व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन विषय में जिज्ञासा 
नहीं होती थी, तो उस समय प्रयोजनान्वाख्यान भी नहीं होता था । पर अब वेदा- 
घ्ययन पहले ही प्रारम्भ हो जाता हे । वेदाध्ययन को समाप्त कर प्रौढावस्था को प्राप्त 


हुए ब्रह्मचारी यहद शाङ्का करने लगत हैं, लोक तथा वेद से हमने उभयविध दाब्द 


CC-0. Prof. Satya ४101 Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम आहिक १७ 


द्दियन्ते । तदद्यत्वे न तथा । वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति-- 
विदान्नो वेदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः । अनर्थकं व्याकरण- 
सिति | तेभ्य एवं विपरतिपन्नवुद्धिभ्योऽध्येतृभ्यः सुद्‌ भूत्वा आचाय इद 
शास्त्रमन्वाचष्रे । इमानि प्रयोजनान्यभ्येयं व्याकरणमिति । 

उक्तः दाब्दः। स्वरूपमप्युक्तम्‌। ध्रयोजनान्यप्युक्तानि। शब्दानुशासन 
मिदानीं कर्तव्यम्‌ | तत्कथ कर्तव्यम्‌ । कि शब्दोपदेशाः कर्तव्य आहोस्विद्‌ 
पशब्दोपदेश आहोस्विटुभयोपदेश इति । अन्यतरोपदेशेन छतं स्यात्‌ । 
तद्यथा भक्ष्यनिँयमेनाभक्ष्यश्रतिषेधो गम्यते । पञ्च पश्चनखा भक्ष्या इत्युक्ते 


= 


पढ़कर उतावळे हुए एक दम कहने ळग जाते हँ--वेद से हमने वेदिक शब्द जान 
लिये, और लोक से लौकिक । व्याकरण का (हमें) कुछ प्रयोजन नहीं । उन विपरीत 
बुद्धि वाले छात्रों का सुहृद्‌ बन कर आचाय (पतञ्जलि, रक्षोद्दागमलध्वसन्देहाः प्रयो- 
जनम्‌ को वातिक सानने वालों के मत में कात्यायन) इस शास्त्र (प्रयोजन निर्देशक) 
का अन्वाख्यान करते हैं और कहते हैं यह प्रयोजन हें, व्याकरण पढ़ना चाहिए । 

शब्द से क्या ग्राह्य है यह कह दिया । शब्द का स्वरूप भी कह दिया गया | 
प्रयोजन भी कह दिये । अब शब्दानुशासन करना चाहिये | सो केसे किया जाय १ 
क्या शब्दों का उपदेश करना चाहिये, अथवा अपशब्दों का, अथवा दोनों का? 
किसी एक के उपदेश से काम चळ जायगा । जसे भक्ष्य का नियम करने से अअक्ष्य 
का निषेध स्वतः ही आ जाता हे । पांच नखों वाले पांच ही भक्ष्य हें ऐसा कहने से 
गिनाये हुए पांच नखों वाळे पांचों से अतिरिक्त पांच नख घाले भभध्ष्य हैं, ऐसा बिना 
कहे ही प्रतीत होता है । 


लौकिक व वैदिक जान लिये, अव व्याकरण का हमें कुछ प्रयोजन नहीं रहा । 

१, त्वरिताः=जातञ्चराः । ग्रहप्रवेशाय त्वरमाणाः, विदाइ करके गृहस्थ बनने 
लिथे उतावले--ऐसा प्रदीपकार कैयट का भाव है। भाष्यकार को यह विवक्षित 
वा नहीं इसमें सन्देह है । 

२, नियम शब्द यहां परिसङ्ख्या अथै में प्रयुक्त हुआ है । मीमांसक विधि 
नियम और परिसङ्ख्या का इस प्रकार लक्षण करते हैं-- 

___ विघिरत्यन्तमप्राप्ती नियमः पाक्षिके सति | 
तत्र चान्यत्र च प्राप्षी परिसङ्ख्येति गीयते ॥ 
अपूर्व अत्यन्त अविदित क्रिया का जब विधान किया जाता हे तब उसे विधि 
अथवा भपू विधि कहते है जैसे ब्रीदीन्प्रोक्षति ( धान पर जल छिड्कता है )1. 


के 
चे. 
ह्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


५४ व्याकरणमहाभाष्य 


०१ ~ A , 
गम्यत पतद्‌्तोन्यऽम्ष्या इति । अभक्ष्यप्रतिषेथन वा भक्ष्यनियमः । तद्यथा 
ऋभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः, अभक्ष्यो श्राभ्यसूकर इत्युक्ते गम्यत एतद्‌ 
आरण्यो भक्ष्य इति | एवमिहापि । यदि तावच्छन्द्रोपदेराः क्रियते, गोरि- 
त्येतस्मिन्बुपदिष्टे गम्यत एतद्‌ गाव्याद्योऽपदाव्दा इति । अथाप्यपदाब्दो- 
पदेशः क्रियते, गाव्यादिषूपदिष्टेषु गम्यत एतद्‌-गोरित्येष शब्द इति । 








भथवा अभक्ष्य का निषेध करने से भक्ष्य का नियम हो जाता है जेसे गांव का 
कुक्कुट भथक्ष्य दै, गांव का सूभर अभक्ष्य हे ऐसा कहने से जंगल का भक्ष्य हे ऐसा 
( बिना कहे ही ) प्रतीत हो जाता हे । इसी प्रकार यहां भी । यदि शब्दों का उप- 
देश किया जाय, गौः ऐसा उपदेश करने पर यह (स्वयं) जाना जाता है कि गावी आदि 
अपशब्द हें । और यदि अपरब्दों का उपदेश किया जाय, तो गावी भादि का 
उपदेश किये जाने पर यह ( अपने आप ) जाना जाता है कि गो शब्द हे । 


यह वचन इदम्प्रथमतया ( इससे पहले कोई दूसरा नहीं) बतलाता है कि 
दरोपूणमास इष्टियों में ब्रीहि का प्रोक्षण किया जाना चाहिये। यह ब्रीहि का 
संस्क्रारक होकर यज्ञाङ्ग हे । इसका अनुष्ठान न हो तो यज्ञ विकलाङ्ग होगा । 
प्रकृत वचन न होता तो इसका हमें कैसे पता चलता १ जो क्रिया कई प्रकार से 
( क्रम से ) सम्पादन की जा सकती हो वहां एकका नियम कर देना नियम अथवा 
नियमविधि कहलाती है । अत्र यज्ञार्थं चावल ( ब्रीहि) को वितुष ( तुष रहित ) करना 
इष्ट हे। वितुष करना कई एक क्रियाओं द्वारा ( अनेक क्रियाओं द्वारा सम्पन्न होने की 
योग्यता होने पर एक समय किसी एक से ) सम्भव है जैसे अवहनन अथवा अवघात 
( उछ्खळ में मूसल से कूटने ) से, मदेन ( मसलने ) से अथवा नखविदलन 
( नाखूनों से छीलने ) से। यहाँ शास्त्र नियम करता है ब्रीहीनवहन्ति, चावलों का 
अवघात ( ही ) करे । परिसङ्ख्या वह विधि है जो अपूर्व विधान तो कुछ नहीं करती 
जिसके न करने से प्रत्यवाय हो, पर एक ही समय में सम्भव, पहले से विदित, दो वा 
दो से अधिक क्रियाओं में से एक का नियम कर देती हे । पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः । यह | 
परिसङ्ख्या है। यहां पांच पांच नखोंवाले शशक आदि का भक्षण का विधान नहीं 
किया गया। क्षुधा की निवृत्ति के लिये यत्‌ किंचित. शशक .आदि पदार्थ का 
भक्षण तो प्राप्त ही ( पहले से विदित ही ) है । मनुष्य ने इसे शास्त्र से नहीं सीखना । 
अब छथा के शमन के लिये वह चाहे तो एक ही समय पांच-पांच नखों वाले शशकादि 
को भी खा सकता है और इन पांचों से अतिरिक्त पांच नखोंवाले मनुष्य आदि को 
भी। अब इस प्रकार अनेक क्रियाओं की युगपत्‌ प्राप्ति ( प्रसङ्ग ) होने पर शास्त्र 
नियम करता है पांच नखों वाले शशकादि पांच हदी भक्ष्य ( खाने योग्य ) दै, अर्थात 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम आह्लिक ५५ 


कि पुनरत्र ज्यायः। लघुत्वाच्छब्दोपदेशः । लघीयाञ्छष्डोपदेशः । 
गरीयानपशब्दोपदेश: । एकैकस्य शब्दस्य बहचो5पश्रंशाः । तद्यथा गोरि- 
त्यस्य शाब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकत्येवमादयोऽप्रंशाः। 
इष्टान्वाख्यानं खल्वपि भवति । 

अथेतस्मिञ्शाब्दोपदेशे सति किं शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः 
कर्तव्यः, गोरइवः पुरुषो हस्ती शकुनिसंगो ब्राह्मण इत्येवमाद्यः शाब्दाः 
पठितव्याः । नेत्याह । अनभ्युपाय एष इाब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः । 
एवं हि श्रयते-त्रृहस्पतिरिन्द्राय दिव्ये वर्षखहस्नं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां 
राव्द्पारायणं' घ्रोवाचं नान्तं जगाम । वृहस्पतिचच प्रवक्ता, इन्द्रश्चाध्यता, 

तो इन दो उपायों में से बढ़िया उपाय कौन सा हे? 

लघु होने से शब्दोपदेश । शब्दों का उपदेश दूसरे की पेक्षा थोड़े में हो 
जाता हे, अपशब्दों का उपदेश विस्तार से होता हे । एक-एक शब्द के अनेक भपञ्चंश 
(विक्ृत-संस्कार-रद्वित रूप ) होते हें। जसे गोः इस एक शब्द के गावी, गोणी, गोता, 
गोपोतलिका इत्यादि अपञ्रंश होते हें । ( साधु शब्द के प्रयोग में घम होता हे इस 
कारण) इशप्राप्तिजनक शब्दों का भी इस प्रकार अन्वाएयान=भनुझ्ासन हो जाता हें । 

अब शब्दों का उपदेश होना चाहिये ऐसी व्यवस्था होने पर प्रश्‍न यह हइ कि 
शब्वों के बोध के लिये एक-एक करके शब्द पढ़े जाये जसे गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, 
शकुनिः, मृगः, ब्राह्मणः इत्यादि । नहीं ऐसा महीं | शब्दों के बोध में शब्दों को एक- 
एक करके पढ देना कोई उपाय नहीं । ऐसा सुनते हँ- ( देवयुरु ) बृहस्पति ने एक 
हजार दिव्य वर्षा तक इन्द्र को प्रतिपदोक्त शब्द-पारायण पढ़ाया, पर समाप्ति तक न 
पहुँचे | बृहस्पति जैसा पढ़ाने वाळा (आचारे) हो, और इन्द्र जैसा पढ्नेवाला शिष्य हो, 
इन पांचों से भिन्न पांच नखवाले अभक्ष्य (न खाने योग्य ) हैं। परिसङ्ख्या का 
निषेध मै तात्य होता हे। प्रकृत में यदि शब्दों का उपदेश किया जाय तो उनका 
श्रवण से साक्षात्‌ बोध हो जायगा और तदूभिन्न अपशब्दों का निषेध साक्षात्‌ न कहा 
छुआ भी गम्यमान ( =प्रतीयमान ) रहेगा । पांच नखोंत्राले भक्ष्य ये हैं--शशकः 
शल्यकी गोधा खङ्गी कूमेरच पश्चमः--खरगोश, सहा, गोह, गेण्डा और कछुआ । 

१. मानुष वषे ( =३६५ दिन ) दिव्य ( देवताओं का ) एक दिन रात के 
बराबर हे। 

२. शब्दपारायण शब्द योगरूढ होकर प्रन्थविशेष का नाम हे ऐसा केयट 
का कथन है। प्रतिपदोक्तानाम्‌ इस विशेषण को देने के लिये फिर शब्दानाम्‌ 
यह विशेष्य पढ़ा हे, यह भास रही पुनरुक्ति को निवारण करने के निमित्त यत्न 
मात्र है । वस्तुतः यह वेदिक काल से चली आ रही एक शैली थी--जेसे विद्या हि रवा 
गोपतिं शूर गोनाम्‌ ( ऋ० १०।४७।१ ) इत्यादि अनेक स्थलों में देखी जाती है। 

३. प्र पूवक ब्र (वच्‌) का सुख्यार्थ पढ़ाना हे--स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां मा प्रमदः । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१२० घ्याकरणसद्दानाण्य 


दिव्यं वर्षसहस्नमध्ययनकालो न चान्तं जगाम किं पुनरचत्वे। यः सर्वथा | 
चिरं जीवति चषेशतं जीवति। चतुभ रंविद्योपयक्ता भवति-- : 
आगमकालेन. स्वाध्यायकालेन, प्रचचनकाळेन, व्यवहारकालेनेलि। तत्र 
खास्यागमकाळनेवायुः कुत्स्नं पर्युपयुक्तं स्यात्‌ । तस्सादनभ्युपायः शब्दानां 
प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः । 

कर्थं तहींमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः । किंचित्सासान्यविद्वोषवलक्षणं 
प्रवत्यम्‌ । येनाव्पेन यत्नेन महतो महतः शाब्दी घान्प्रतिपद्यरन्‌। कि पुन- 
स्तत्‌ । उत्सर्गापवादौ । कश्चिडुत्सर्गः कतेव्यः, कञ्रिचद्पवाद्‌ः । कथे- 
जातीयकः पुनरुत्संगैः क्तव्यः कर्थंजातीयकोऽपचादः । सामान्येनोत्सर्गः 

:। तद्यथा कर्मण्यण्‌ । तस्य विशाषणापचाद्‌ः। तद्यथा--आतो 
ऽनुपसगं कः । 


-----__-_ जाल 


तिस पर भी एक हजार दिव्य वष ( रम्बा ) पढने का ससय, तो भी समाप्तिन 


हो सकी, आज कल का तो कहना ही क्या । जो बहुत चिर तक जीता हे वह सौ 
बरस जीता हं । 

चार प्रकार से विद्या का उपयोग होता हे- गुरु से पढ़ते समय, स्वय गुरुसुख 
से भधीत की झावृत्ति करते समय, (शिप्यों को) पढ़ाते समय भौर यज्ञादि कमे 
में व्यवहार (प्रयोग) के समय । उस प्रतिपद-पाउ की अवस्था में इस (विद्यार्थी) 
की सारी आयु गुरु से पढ़ते-पढ़ते ही समाप्त हो जायगी । अतः शब्दों के बोध के 


लिये प्रतिपद पाठ कोई उपाय नहीं । 


तो शब्दों को केसे जाना जाय १ 

कोई छोटा सा सामान्य-विशेष वाला शास्त्र बनाना चाहिये जिससे थोड़े से 
यत्न से बड़ी-बड़ी शब्द-राशियों को जान जायं । 

ऐसे (शास्त्र) लक्षण का क्या स्वरूप हे ? 

उत्सग और अपवाद । कोई लक्षण उत्सर्गात्मक होगा, कोई अपवादात्मक । 

उत्सगे का केसा स्वरूप होता है। अपवाद का केसा स्वरूप होता हे ! 

सामान्यरूप से कथन उत्सग होता हं जसे कमण्यण, कम्रकारक (मात्र) उपपद 
होने पर भातु मात्र से अण्‌ प्रत्यय हो | उस उत्सग का विशेष कथन से अपवाद 
जैसे आतोऽनुपसर्गे कः कर्म कारक (मात्र) उपपद्‌ होने पर उपसर्ग-रद्दित भाकारान्त 
धातु से क प्रत्यय हो । 


१. आगमकालेन इत्यादि मै आधार में करणत्व की विवक्षा करके तृतीया 
प्रयुक्त हुई हे ऐसा नागेश का मत हे । हमारा विचार है कि यहां उपलक्षण में तृतीया 
हे, आगमकालिनोपलक्षिता विद्रोपयुक्ता उपयोगवती भवति । 

२, पा ३।२।१॥ ३ पा० ३।२।३॥ 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम भाद्विक २१ 


कि पुनराक्ृृतिः पदार्थ आहोस्विद्‌ द्रव्यम्‌ । उभयमित्याह । कथं 

ज्ञायते | उभयथा ह्याचाय्येण सूत्राणि पठितानि । आकृति पदार्थ मत्वा 

जात्याख्यायामेकस्मिन्वहुचचनमन्यतरस्याम्‌ इत्युच्यते । द्रव्यं पदार्थ मत्वा 
सरूपाणाम्‌ इत्येकरोष आरभ्यते । 


क्या पढ्‌ का अर्थ---जाति है अथवा द्रब्य ? 

चेयाकरण कहता हँ--दोनों (जाति और द्रव्य) । 

(यह) केसे जाना जाय ? 

दोनों अथो को स्वीकार कर आचाय पाणिनि ने सूत्र पढे हैं । 

पद्‌ का अर्थ जाति हे ऐसा मान कर जात्याख्यायाम्‌-इत्यादि सूत्र पढा है । 
दव्य पदार्थ हे ऐला स्वीकार कर सरूपाणाम्‌ इत्यादि से एक शेष आरम्भ किया हे | 





० 


१. व्याकरण शास्त्र में किसी एक पक्ष से सवेत्र व्यवस्था न हो सकने से कहीं 
जाति को पदार्थ माना हे और कहीं व्यक्ति ( द्रव्य ) को। यदि एक ही पक्ष का स्वेत्र 
आश्रयण दो, व्यक्ति ही पदार्थ हे ऐसा सवेत्र इष्ट हो तो सम्पन्ना ब्रीहयः यहां व्यक्तियों 
( धान्य के कणों ) का बहुत्व होने से बहुवचन सिद्ध हे ( साध्य नहीं ) अतः उसके 
लिये जात्याख्यायास्‌-- इत्यादि बहुवचन-विधान-रूप यत्न सूत्रकार क्यों करे । और 
यदि जाति ही पदार्थ हे ऐसा मत अभिमत हो तो जाति नाम एकाथ होता है, 
उसे कहने के लिये एक शब्द का ही प्रयोग प्राप्त होता है, उसी से तज्जात्यवच्छिन्न 
सकल व्यक्तियों की उपस्थिति हो जायगी, अत: अनक व्यक्तियों को कहने के लिये 
अनेक शब्दों के प्रयोग का प्रसङ्ग ही नहीं, तो फिर सरूपाणाम्‌ एुकशेधः--- 
( समानरूप वाले शब्दों में से एक रहे, अन्य निद्वत्त हो जायं एक विभक्ति परे होने पर ) 
ऐसा योग-निर्माण करने का यत्न क्‍यों किया । इससे प्रतीत होता हे कि यहाँ 
आचार्य पाणिनि व्यक्ति पदार्थ हे ऐसा मान रहे हैं। यहां इतना विशेष जान लेना 
चाहिये कि जहां जाति पदार्थ होता है वहां जाति में क्रिया का अन्वय न हो सकने से 
जात्याश्रय ( जाति के अधिष्ठानभूत ) व्यक्ति का जाति द्वारा बोध होता है । ब्राह्मणो न 
हन्तव्यः । यहां ब्राह्मण शब्द जातिवाचक हे, हनन क्रिया ब्राह्मणत्व जाति में संभव 
नहीं, उसका व्यक्ति में .ही अन्वय हो सकता है । जहां व्यक्तिपरक निर्देश हे--इमा 
गावः सुदोहाः, वहां जाति का उपलक्षक के रूप में बोध होता हे । गावः=गोत्वो- 
पलक्षिता-गोत्वावच्छिन्ना गोव्य क्तयः=सास्नादिमन्तः पदार्थाः । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२९. व्याकरणमहाभाष्य 


किं पुनर्नित्यः शब्द आद्दोस्वित्कार्यः' । सङ्ग्रह पतत्पाधान्येन परी 
क्षितम- नित्यो वा स्यात्कायो वेति । तत्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्ताननि। 
तत्र त्वेष निर्णयः--यद्येच नित्यः, अथापि कायः, उभयथापि लक्षण 


प्रवत्येमिति । र 4 
कैथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रदृत्तम्‌ -- 


सिद्धे शब्दार्थसमग्बन्धे १-१ 
2 छक "कप NAS 
सिद्ध राष्दे$्थे सम्बन्ध चेति । 





क्या शब्द नित्य हे अथवा कार्य (अनित्य) ? 

संग्रह ग्रन्थ में इस पर मुख्य रूप से विचार किया गया हे कि शब्द नित्य 
हे वा भनित्य । यही दोनों पक्षों में प्रसक्त दोष कह दिये हें। शास्त्र की प्रवृत्ति के 
प्रयोजन भी कह दिये हँ । वहाँ यही निर्णीत किया गया हे, चाहे नित्य हो चाहे 
अनित्य, दोनों पक्षों में शास्त्रारम्भ होना ही चाहिये । 

तो किस अभिप्राय को लेकर भगवान्‌ आचाय पाणिनि का शास्त्र प्रवृत्त 
हुआ हे ? (उत्तर) 

(चा०) शब्द, अर्थ भौर उनके सम्बन्ध के सिद्ध रते हुए । 

अब यहाँ सिद्ध शब्द का क्या अर्थ हे? 

सिद्ध शब्द नित्य का समानार्थक है । 


को न 


१. मीमांसक आदि कुछ लोग ध्वनि से व्यङ्गय नित्य वर्ण को ही शब्द मानते हैं। 
उन के मत में पद और वाक्‍य सब वर्ण-समूह-रूप ही हैं। वैयाकरण लोग वणे से भिन्न 
पदस्फोट या नित्य वाक्यस्फोट को ही शब्द मानते हैं। कुछ नेयायिक आदि केवल अनित्य 
ध्वनि को ही शब्द मानते हैं। उनके मत में सार्थक अनर्थक ध्वनि ही शब्द है | स्फोट की 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार शब्द विषय में सन्देह होने स यह प्रश्‍न किया गया हे कि 
किं पुननित्यः शब्द भाहोस्वित्‌ कार्ये; । 

२. दोनों अवस्थाओं में दोषों का निराकरण किया जा सकता हे । इस हेतु से । 

३. किस अभिप्राय को लेकर, अर्थात्‌ शब्द अथ और इनका सम्बन्ध इनकी 
सिद्धि को मानकर अथवा असिद्धि को । प्रश्‍न का तात्पथ यह हे कि यदि शब्द अर्थ 
ओर सम्बन्ध लोकसिद्ध हैं तो शाख्रारम्भ व्यै हे और यदि ये असिद्ध हैं तो शाज्रा 
रम्भ शक्य ही नहीं । अथोत्‌ सर्वथा शास्र अनारम्भणीय ही ठहरता है । 

४. यह समाहार इन्द्र हे--शब्द्दच, अर्थश्च, सम्बन्धरचति शाब्दार्थेसम्त्रन्धस्‌ , 
तस्मिन्‌ झब्दार्थसम्बन्धे। तीनों का त्रिकाला$ब्राधित ( नित्य) अवियोग दिखाने के 
लिये समाहार द्वन्द्व का आश्रयण किया द्‌ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





प्रथम भाद्धिक २३ 


अथ सिद्धशब्द्स्य कः पदार्थः । नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः । 
कथं ज्ञायते । यत्कूटेस्थेष्वविचाळिषु भावेषु वतेत । तद्यथा- सिद्धा यौः, 
सिद्धा एथिवी, सिद्धमाकाशमिति । ननु च भोः कार्येष्वपि वर्तते तद्यथा-- 
सिद्ध ओदनः, सिद्धः सूपः, सिद्धा यवागूरिति । यावता कार्येष्वपि वतेते, 
तत्र कुत एतन्नित्यपर्यायचाचिनो ग्रहणं न पुनः कार्ये यः सिद्धशब्द्‌ इति । 

संग्रहे तावत्‌ कार्यप्रतिदन्द्विभावान्मन्यामहे नित्यपर्यायचाचिनो 
ग्रहणमिति । इहापि तदेव । 

अथवा सन्त्येकपदान्यप्यचघारणानि । तद्यया-अगब्भक्षो वायुभक्ष 
इति--अप एव भक्षयति, वायुमेच भक्षयतीति ग्यते । एवमिहापि । सिद्ध 
एव न साध्य इति । 

यह केसे जाना जाय ? | 

क्योंकि यह एक स्वरूप-स्थित (अविनाशी), एकत्र नित्यावस्थित पदाथा को 
कहने में प्रयुक्त होता हे । जेसे यलोक सिद्ध हे, प्रथिवी सिद्ध है, आकाश सिद्ध हे। 

क्यों जी, (सिद्ध शब्द) कृत्रिम (क्रिया से बने) पदार्थों को कहने में भी तो 
प्रयुक्त होता हे । जेसे--भात (सिद्ध) बना हे, दाळ (सिद्ध) बनी है, यवागू (पतळा 
भात) (सिद्ध) बनी है । चूंकि यह सिद्ध होने वाळे अथा को कहने में भी प्रयुक्त होता 
हे तो यहाँ नित्य समानार्थक का ग्रहण हे न कि उस सिद्ध शब्द का जो सिद्ध होने 
वाळे (क्रियानिप्पाय=क्राय) अर्थ सै प्रयुक्त होता दै, यद्व केसे जाना जाय ? 

सं्रह अन्ध में 'सिद्ध! शब्द 'काये' शब्द के विरोधी रूप में प्रयुक्त होने से 
हम समझते हैं कि वहाँ “नित्य? अर्थ वाले का ग्रहण है । यहाँ भी वेसा ही । 

अथवा एक (इकेले) पद से अवधारण ( नियम ) देखा जाता है । जैसे-- 
अव्भक्षः--पानी ही पीता हे, वायुभक्षः, वाय॒ ही खाता है--ऐसा बोध होता हे । इसी 
प्रकार यहाँ भी | (जो) सिद्ध ही है साध्य (कभी) नहीं, ऐसा भर्थ जाना जाता हे । 





१. कूटमयोघनः तद्वद्‌ ये तिष्ठन्ति। भयो हन्यतेऽस्मिन्निति भयोघनः, 
वह लोह संघात ( निहाई ) जिसपर लोहे को कूटा जाता है | 

२. विचारः स्थानान्तरसङ्ऋ्रमः, दूसरे स्थान में जाना विचार कहलाता 
हे । दूसरी जगह अष्टाध्यायी में रूपान्तरापत्तिर्विचालः रूप का बदलना विचाळ का अर्थ 
अभीष्ट है ( काशिका ५।३।४३ ) । 

३. एकं पदे यस्यावधारणस्य तदेकपदम्‌ ( बहुत्रीहि )। एव शब्द का प्रयोग 
होने पर द्विपद अवधारण ( नियम ) द्दोता है । एव वहां द्योतक द्दोता है। द्योतक के 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२४ व्याकरणसद्दा भाष्य 


> 


अथवा पूर्वपदलोपो5त्र द्रष्टव्यः! अत्यन्तेखिद्ध: सिद्ध इति 
तद्यथा- देवद्तो दत्तः, सत्यभामा भामेति । 


~ 


अथवा व्याख्यानतो विशाषप्रतिपत्तिनेहि श्लन्देहादळक्षणम्‌ इ 
नित्यपर्यायचाचिनो ्रहणमिति व्याख्यास्यामः 

कि पुनरनेन वण्येंने । कि न महता कण्ठेन नित्यशब्द एवोपात्तः, 
यस्मिन्नुपादीयमानेऽसन्देहः स्यात्‌। मङ्गळार्थम्‌ । माङ्गलिक आचार्यो महतः 
शास्त्रोघस्य ` मङ्गळाथ सिद्धशब्द्मादेतः प्रयुङ्क्त ङ्गळादीन हि 
शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि चाध्येताररूच 
सिद्धार्था यथा स्युरिति । 





अथवा यहाँ पूर्वपद का ळोप समझना चाहिये। अत्यन्त सिद्ध को सिद्ध 


~ ~ ws 


कह दिया है । जेसे देवदत्त को दत्त, सत्यभामा को भामा (कह देते हँ) । 


अथवा व्याख्यान (स्पष्टीकरण) से विशेष बोघ हो जाता हे, सन्देह मात्र से 
लक्षण अलक्षण नहीं बन जाता इस कथन के अनुसार यहां नित्यपर्यायवाची सिद्ध 
शब्द का ग्रहण हे ऐसा व्याख्यान करेंगे । 


तो फिर इस यत्न से व्याख्येय ( सिद्ध ) शब्द से क्या लाभ? गळा खोळ 
कर “नित्य” शब्द ही क्यों नदी पढा, जिसके उपादान से सन्देह ही न रहता ? 


मङ्ग के. लिये । मङ्गल ( अनिन्दित अभीष्ट अर्थ को सिद्धि ) चाहता हुआ 
आचार्य बडे भारी शाख-समुदाय ( =त्रातिक समूह ) के मङ्गल के लिये आदि में 
सिद्ध शब्द का प्रयोग करता हे, क्योंकि आदि में मङ्ग वाले शाख प्रचरित होते दै, 


इनके जानने वारे वीर ( वाइ में त्रिजेता ) और दीर्घायुवाले होते दै भौर पढ्ने वाळे 
कृताथ होते दें । 





बिना भी अर्थेसङ्गतिवश जत्र नियम का बोध हो जाता हे तव एकपद्‌ अवधारण 
कहलाता ह । 


१. अत्यन्त 'काछापरिच्छेदेन सिद्धः = अस्यन्तसिद्धः, अर्थात्‌ सभी कालों 
में सिद्ध । 


व्य ° ८ ० 
२. वर्ण्ये-व्याख्या योग्य, यत्न से व्याख्येय । शक्यार्थ में कृत प्रत्यय । 
यत्मेन वणयितु शाक्य वण्येम्‌ । व्याख्या-गस्यम्‌ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


1111 


प्रथम आहिक २७ 


अयं खलु नित्यशब्दो नावद्यं कृटस्थेष्वविचालिषु भावेषु वतत । 
के तहि । आमीक््ण्येपि वर्तते । तद्यथा- नित्यप्रहसितो नित्यप्रजल्पित 
इति | थावताभीक्ष्ण्येपि वतत तन्नाप्यननेवार्थ: स्यात्‌ व्याख्यानतो विशेष- 
प्रतिपद्तिने हि सन्देहादलक्षणम्‌ इति । पश्यति त्वाचार्यां मजझलार्थरुचैव 
सिद्धराव्द आदितिः प्रयुक्तो भविष्यति, शाक्ष्यामि चने नित्यपर्यायवाचिनं 
वर्णयित॒मिति । अतः सिद्धशब्द एवोपात्तो न नित्यशब्दः 


अथ कं पुनः पदार्थ मत्वा एप विग्रहः क्रियत-सिद्ध शब्देब्थ 
सम्बन्ध चेति। आकृतिमित्याह । कुत एतत्‌ । आकृतिहि नित्या 
ट्र्ञ्यमनित्यस्‌। 


यह नित्य शब्द भी एक-रूप अविनाशी तथा एकत्रावस्थित पदार्था को ही 
कहता हो ऐसा कोई नियस नहीं | तो क्या ? आवृत्ति ( अभ्यास ) अर्थ में भी आता 
है । जेसे--नित्य ( -बार-बार ) हँसता रहता हे, नित्य बोलता रहता हे । जब कि यह 
अभ्यास अथे से सी भाता है तो वहां भी इसीसे निर्वाह हो जायगा ( इसीसे काम 
लेना होगा )--ब्याख्यान से विशेष बोध दो जाता हे, सन्देह मात्र से लक्षण अलक्षण 
नहीं हो जाता । पर आचार्य देखते हैं, भादि में प्रयुक्त हुआ सिद्ध शब्द सङ्गळ के 
लिये रहेगा ओर (साथ ही) सँ इसे नित्य का पर्यायवाची भी वतला सकूंगा । अत; 
'सिद्ध? शब्द ही पढ़ा ह, नित्य” नहीं । 

अब प्रश्‍न होता हे--किसे पदाथ मानकर यह विग्रह किया जाता है--शब्द, 
अथ और इनके सम्बन्ध के नित्य होने पर । आकृति को (पदाथ मानकर) । 

यह कैसे ? 

आक्रति नित्य है, द्रव्य अनित्य है । 


१, नित्यं हसितुसारब्धः-प्रशब्दः आदिकमेणि । कतेरि क्तः । 
२. आदितः-भादौ । आद्यादित्वात्‌ तसिः। आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ से 
यहां सब विभक्तियों के अथे में तसि प्रत्यय होता है । 


३. जब यह निश्चित हो चुका कि वार्तिक में सिद्ध शब्द नित्य का पयोयवाची 
हे तो प्रश्‍न होता हे कि इाब्दाथैसम्बन्धे इसका जो राब्देऽर्थ सम्बन्ध च ऐसा 
विग्रह किया गया है सो किसे पदार्थ मान कर किया गया हे--जाति ( और आकृति ) 
अथवा द्रव्य । प्रइनकती जाति की सिद्धता ( नित्यता) को तो समझ सकता है पर 
उसे आकृति और द्रव्य की नित्यता खटकती है, उसे स्वीकार करने में संकोच हूँ । 
शब्दाथेसम्बन्धे इस इन्द्र के समीप में स्थित सिद्धे इस पद का शब्द, अथ, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२६ व्याकरणमहाभाष्य 


अथ द्रव्ये पदार्थ कथं चित्रहः कर्तव्य; । सिद्धे शब्दे अर्थसस्चन्धे 
चेति । नित्यो ह्यथवतामथराभिसस्वन्धः । | 

अथवा द्रव्य एव पदार्थे पष विग्रहो न्याय्य;--सिद्दे शब्दे अर्थे 
सम्बन्ध चेति | द्रव्यं हि नित्यमाकृतिरनित्या। कथं ज्ञायते । एवं हि उच्यते 
लोके म्रत्कयाचिदाकत्या युक्ता पिण्डो भवति, पिण्डाकतिमुपस्चयय घटिकाः 
क्रियन्ते, घटिकाक्रतिमुपमृद्य कुण्डिकाः क्रियन्ते । तथा सुवर्ण कयाचिदा- 
कृत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाक्कतिमुपस्ुद्य रूचकाः क्रियन्ते, रुचकाकृति- 
सुपस््य कटकाः क्रियन्ते, कटकाळतिमुपम्रद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते । पुनरा- 





यदि द्रव्य पदार्थ हो तो केसा विग्रह करना चाहिये । 

सिदे शब्दे अर्थसम्बन्धे च इस प्रकार ( विग्रह करना चाहिये ) । क्योंकि 
शब्दों का अर्थी के साथ सम्बन्ध नित्य है । 

अथवा द्रव्य को पदार्थ मान कर भी यह विग्रह युक्त है--सिद्धे शब्दे अर्थ 
सम्बन्धे च ( शब्द, अथ, सम्बन्धों के. सिद्ध होने पर )। कारण कि द्रव्य नित्य है 
ओर आकृति अनित्य है ।. | 

केसे जानें ? | 

ऐसा लोक में देखते हें मिट्टी किसी एक आकृति से युक्त पिण्ड ( गोला ) 
बन जाती हे, पिण्ड. आकार को मिटाकर छोटे-छोटे घडे बनाए जाते हैं, इन घड़ों की 
आकृति को मिटाकर कुण्डिकाएँ बनाई जाती हैं । इसी प्रकार सोना किसी एक आकृति 
से युक्त हुआ पिण्ड बन जाता है, पिण्डाकार को मिटाकर रुचक नाम के भूषण 
बनाए जाते हैं, रुचको की आकृति को मिटाकर कड़े बनाए जाते हैं; कडा के आकार 
को मिटाकर स्त्रस्तिक बनाए जाते हँ। गढाया हुआ फिर सुवणे पिण्ड बना हुआ 


सम्बन्ध--इन तीनों के साथ अन्वय होता है । द्वन्द्वादौ इन्द्वान्ते ्न्द्वसमीपे च श्रूयमाणे 
पदं प्रत्यकमभिसम्व्रध्य्रत--ऐसा न्याय हे । र 


१. यहां द्रव्य के अनित्य होने से अर्थ को सम्बन्ध का विशेषण बना दिया 
गया ह । पर फिर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि अनित्य अर्थो के साथ शाब्दो का 
सम्बन्ध नित्य केसे हो सकता है ? वह इस तरह से है कि शब्द में अर्थबोधन की 
योग्यता सहज हे । यही योग्यता शब्द का अथे के साथ तादात्म्य सम्बन्ध ह्‌ । वह 
अर्थ के अनित्य होते हुए भी अनित्य नहीं हो जाता । नष्ट और भावी वस्तु का 
भी दाञ्द से बोध होने से बौद्ध ( आन्तर, सूक्ष्म, वासना रूप सें स्थित ) अर्थ के साथ 
नित्य सम्बन्ध बना रहता है । 


ड़ 
हा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


क 
पु 
। | 
है 
हि 
४27 
७ Fa वीक कल के व कक a 


प्रथम आह्निक २७ 


बरृत्तः सुवर्णपिण्डः पुनरपरयाऽऽङृत्या य॒क्तः खदिराङ्गारसवर्णे कुण्डले 
भवतः । आकृतिरन्या चान्या च भवति, द्रव्यं पुनस्तदेव । आकत्युपमदेन 
द्रव्यमेवावशिष्यते । 

आळृतावपि पदार्थ एष विग्रहो न्याय्यः-सिद्धे राव्दे अर्थ सस्वन्धे 
चेति । नजु चोक्तम्‌-आङतिरनित्येति। नेतदस्ति । नित्याऽऽक्ृतिः। कथम्‌। 
न क्कचिदुपरतेति कृत्वा सर्वत्रोपरता भवति । द्रव्यान्तरस्था तूपल भ्यते । ` 


अथवा नेदमेव नित्यलक्षणम्‌-च्च॒वं कूटस्थमविचाल्यनपायोपजन- 
विकार्यजुत्पत्त्यव्रद्धयब्यययोगि यत्तन्नित्यम्‌ इति । तद्‌पि नित्यं यस्मिस्तत्त्वं 
न चिह्न्यते । 


सोना फिर किसी दूसरी आकृति से युक्त होकर खैर के (धधकते हुए) कोयले के 

ससान दो कुण्डलो के रूप में परिणत हो जाता है। आफ्रति ( बदलकर ) और 
होती जाती है, द्रव्य वैसे का वैसा रहता हे । आकृति-विशेष के नाश होने पर द्रव्य 
ही बचा रहता है । 

आकृति (जाति) को भी पदाथ मानकर यह विग्रह युक्त है--सिद्धे शाब्दे अर्थे 
सस्बन्धे च । 

अजी अभी कहा था--आङ्गति अनित्य है। ऐसा नहीं । आकृति नित्य 
(ही) है । 
केसे ? 








किसी एक द्रव्य में अनभिव्यक्त (अनुदूभूत=अप्रत्यक्ष) होने से सभी द्रच्यों में 
अनभिव्यक्त रहे ऐसा नहीं, दूसरे द्रव्य मै तो इसकी उपलब्धि होती ही है । 

अथवा कोई यही नित्य का लक्षण नहीं--जो ध्रव ( = कूटस्थ ) एक मात्र रूप 
में अवस्थित ( रूपान्तर-प्रतिभास-रहित ), परिणाम-रहित, उपजन ( = विपरिणाम ) 
अपचय-रूप विकार-रहित, उत्पत्ति वृद्धि और क्षय-रहित हो वह नित्य होता हे । वह भी 
नित्य होता है कि जिसके नष्ट होने पर उसमे रहने वाळा धर्म (तत्त्व) नष्ट न हो । 





१. आत्रृत्तः=आवरतितः, औटाया हुआ, गलाया हुआ । आइङपूवेक वृत्‌ 
(णिच्‌) का ऐसा अर्थ है इसमें अमरकोप का तैजसावतेनी मुषा यह पाठ 
प्रमाण है । 

२. इस पर नागेश का वचन है--अच्च्यन्त विकृते कत्वं योध्यम्‌ । 
यह बात भी प्रायिक है । इस विषय में हमारी कृति शब्दापशब्दविवेक की भूमिका में 
उद्देश्य-विधेय प्रकरण देखें । 
| ३. यहां ध्रव शब्द का कूटस्थ व्याख्यान है, अर्थान्तर नहीं । इतना कहने 
से संसर्गानित्यता ( संसगे=संइलेष, सामीप्य के कारण जो अनित्यता ) का परिहार 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





२८ व्याकरणमहाभाष्य 


कि पुनस्तत्त्वम्‌ । तद्भावस्तत्त्वम्‌ । आकृतावपि तत्त्वं न विहन्यते । 
अथवा किं न एतेन-इदं नित्यमिदमनित्यसिति । यन्नित्यं तं पदार्थ 
a NEN सिद्धे _ ००० बस्याल मम 
मत्वेष विग्रहः क्रियते--सिद्धे राब्दे$थे सस्वन्धे चेति । 
कथं पुनज्ञायते--सिद्धः शाव्दोऽरथः सस्बन्धइचेति । 
लोकतः १-२ 
यल्लोकेऽथमर्थसुपादाय शब्दान्प्रयुञ्जत, नेपां निर्दत्तो यल कुर्वन्ति । 
पुनः काया भावा निवृत्तो तावत्तेषां यल्लः क्रियते । तद्यथा--घटेन कार्य 


ha 


 करिप्यन्करम्भकारकलं गत्वाह--कुरु घरटं कार्यमनेन करिष्यामीति । न ताव- 


FS SI SOTO TPT TOE] 
-२->-- जन क आए हुल नि लि 10 हला जा टच रिल जा 


तो तत्त्व क्या पदार्थ हं ? 
| किसी वस्तु का स्वभाव, (उसमें रहने वाला धर्म जो उसके स्वरूप को बनाता 
है वह) तत्त्व हे । आक्रति में भी तत्त्व न्ट नहीं होता । 


अथवा हमें इससे क्या--यह नित्य है, यह अनित्य है, जो भी नित्य है 


( आकृति हो वा द्रव्य हो ) उसे पदार्थ मानकर यह विग्रह किया जाता है--सिद्धे 
शब्देडर्थ सम्बन्धे च । 
ह केसे जाना जाय कि शब्द, आर्थ, सम्बन्ध ये तीनों ही नित्य है ? 

(वा०) लोकस । 

क्योंकि लोक में उस-उस अश्रै को कहने के लिए शब्दा का प्रयोग करते हैं, 
पर इन राब्दा के निमाण में यत्न नहीं करते । परन्तु जो पदार्थ क्रिया से निष्पन्न होते 
हैं उनकी निपपत्ति (सिद्धि) के निमित्त यत्न किया जाता है । जैसे--घडे से काम लेना 
चाहता हुआ कुम्हार के घर जाकर कहता है--घड़ा बनाइये, में इससे काम लूँगा। 





किया हे । जेसे स्फटिक ( विलोर ) के पास लाक्षा आदि के पडे होने से उसका अपना 
स्वरूप तिरोहित हो जाता है और लाक्षा का रूप ( लौहित्य-लाली ) उसमें प्रति- 
भासित होने लगता है। ज्यों ही लाक्षा को परे हटाओ यह लौहित्य-प्रतिभास भी हट 
जाता दे । विचार कहते हें रुपान्तरोसत्ति को, जो परिणाम कहलाता है । धर्मी 
( वस्तु ) के अवस्थित रहते हुए उसमें जो पूर्व धर्म की नित्रृत्ति होकर एक नये धर्म 
की उत्पत्ति होती है उसे साझख्य दशन में परिणाम कहते हैं जैसे बद्री फल में परिपाक 
होने पर ऱय़ामता तिरोहित हो जाती है और रक्तिमा ( लाली ) का आविर्भाव हो जाता 
है---यही परिणाम है । इसी प्रकार दूध का दही रूप विकार परिणाम है। भविचालि 
कहने से परिणामानित्यता का भी परिहार कर दिया है । शेष अनपाय-इत्यादि विशेषणों 
से प्रथ्वंसानित्यता का निरास कर दिया है । अनपायोपजनविकारि---इसका विग्रह इस 
प्रकार है--अपायश्‍च उपजनश्च इत्यपायोपजनौ, तौ च विकारौ च ( कमैधारयः ), 


CC-0. Prof. Satya ४101 Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





प्रथम भाहिक २९ 


च्छब्दान्प्रयुयुक्षमाणो वेयाकरणकुलं गत्वाह--कुरू शब्दान्प्रयोक्ष्य इति । 
तावत्येवार्थखुपादाय शब्दान्प्रयुञ्जते । 
यदि तर्हि लोक एपु प्रमाणम्‌ , कि शास्त्रेण क्रियते । 
लोकतोऽथभ्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धमनियमः १-३ 
लोकतोऽर्थप्रयुक्ते गब्द्प्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते । किमिदं 
धर्मनियस इति । धर्माय नियमो धर्मनियमः, धर्माथी वा नियमो धर्म- 
नियमः, धर्मप्रयोरज॑नो वा नियमो धर्मनियमः । 
यथा ळोकिकवेदिकेषु १-४ 








पर शब्दों का प्रयोग करना चाहता हुआ वेयाकरण के घर जाकर नहीं कहता है--- 
(सेरे लिये) शब्द बना दीजिये, में इन्हें प्रयुक्त करूँगा । उसी समय (विवक्षा होते 
ही) उस-उस अर्थ को कहने के लिये शब्दो का प्रयोगा करते हैं । 

यदि लोक शब्द, अर्थ, सम्बन्ध--इनमे प्रमाण हे (अर्थात्‌ ये तीना सिद्ध हैं 
ऐसा बताता है) तो शास्त्र क्या बनाता है ? 

(वा०) लोक व्यवहार से अर्थ के निमित्त शब्द का प्रयोग सिद्ध होने पर शास्त्र 
धर्स का नियम करता है । धमोनेयम का क्या अर्थ है ? धर्म के लिये नियम, धर्म-रूप 
नियस, शर्म है प्रयोजन (प्रयोजक) जिसका ऐसा नियम । 

वा० जैसे लोक भोर वेद में १-४ 


~ > = — = —- == = 


I EP 21-22 “> «>> सटर. es mm 


अस्य स्तः, इत्यपायोपजनविकारि ( मत्वर्थाय इनिः ), तद्विन्नम्‌ अनपायोपजनविकारि । 
यहां वाष्यीयणि ने जो छः भाव विकार माने हैं उन्हीं का निषेधमुख परिगणन किया 
गया है । अपाय, उपजन, उत्पत्ति ( =सत्ता व जन्म ), त्रृद्धि, व्यय ( नाश )। व्ययेन 
योगोऽस्यास्ति इति व्यय-योगि, तद्विन्नम्‌ अव्यययोगि । 

१. धमीय नियमः--यह तादर्थ्यं सम्बन्ध को दिखाने के लिये अर्थ-निर्देश है, 
विम्रह-वाक्य नहीं । 

२. यहां नियम धर्म के लिये हे अतः नियम को धर्म नाम से कह दिया है। जो 
जिसके लिये होता है उसे वही नाम दे दिया जाता है । ताद्थ्योत्ताच्छब्यम्‌ । सो यहां 
कमधारय समास विवक्षित है, जिसका विग्रह होगा--धर्मरचासौ नियमर्च । 

३. धर्मप्रयोजनः का फलितार्थ धर्मप्रयोज्य है। प्रभाकर आदि के मत में 
लिङ्‌ आदि का क्रियाजन्य अपूर्वे (अदष्ट) रूप कार्य वाच्य है । जब वह अपनी सिद्धि के 
लिये पुरुष को प्रेरित करता है तो उसे नियोग कहते हैं, वही धर्म है । यही धर्म असाधु- 
शब्द के नित्रृत्तिरप नियम का कारण बनता है। इन के मत में अपूवे (धर्म) ही 
यागादिका मुख्य फल है, स्वर्गादि तो गौण । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३० व्याकरणमहाभाष्य 


प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः--यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये' यथा 
लौ किकचै दिकेप्विति प्रयुञ्जते । अथवा युक्त एवात्र तद्धितः । यथा लौकिकेषु 
वैदिकेषु च कृतान्तेषु । लोके तावद्‌ अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः, भक्ष्यो ग्रास्य- 
सूकर इत्युच्यते । भक्ष्यं च नाम श्लुत्प्रतिघातार्थछ्ुपादीयते । शक्यं चानेन 
इवमां सादिभिरपि श्वुत्मतिहन्तुम्‌ । तत्र नियमः क्रियते-इदं भक्ष्यमिदम- 
भक्ष्यमिति। तथा-खेदात्ट्रीषु प्रदृत्तिभवति। समानइच खेदविगमो 
गम्यायां चागस्यायां च । तत्र नियमः क्रियते-इयं गस्येयसगस्येति। चेदे 


दाक्षिणात्य (दक्षिण मे रहने वाळे) लोग तद्वित-रुचि होते हैं, जेसे लोके वेदे 
'च ( लोक व वेद में ) इस प्रकार प्रयोग न कर लौकिक्रवेदिकेछु ऐसा व्यवहार करते 
हैं । अथवा यहां तद्धित युक्त ही है ( इस में तद्धितप्रियता कारण नहीं ), जैसे लोक-. 
प्रसिद्ध व वेदप्रसिद्ध सिद्धान्ता ( सिद्धान्त प्रतिपादक वाक्यों ) में । लोक मे कहा 
जाता है- -ग्राम का कुक्कुट अभक्ष्य है, ग्राम का सूअर अभक्ष्य है । भोज्य पदार्थं का 
ग्रहण क्षुधा की निवृत्ति के लिये किया जाता है ओर क्षुधा को पुरुष कुत्ते के मांस 
आदि से भी मिटा सकता हे । वहां नियम किया जाता है--यह भक्ष्य है, यह अभक्ष्य 
है । इसी प्रकार राग से पुरुष स्त्री से समागम करता है ओर स्त्री चाहे समागम योग्य 
हो अथवा समागम के अयोग्य, राग की निवृत्ति तो ( दोनों में) एक सी हे। वहां 
नियम किया जाता है--यह समागम-योग्य हे ओर यह समागम के अयोग्य । वेद में 


स्वात्मसिद्वयनुकूलस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये । . 
कुवेत्स्वगादिकमपि प्रधानं कार्यमेव नः॥ 

१. समुदायेषु त्रृत्ताः शाब्दा अवयवेष्वपि वर्तन्ते-अथीत्‌ शब्दांका कुछ ऐसा 
स्वभाव है कि जो समुदाय-वाचक शब्द होते हें वे समुदाय के एकदेश को कहने में भी 
व्यवहृत हो जाते हैं । लोक और वेद दोनों शब्द समुदायरूप अर्थ को कहते हैं ओर लोक 
के एकदेश ( अवयव ) और वेद के एकदेश ( अवयव ) को भी। ऐसी अवस्थ में 
यथा लोके वेदे च ऐसा ही कहना युक्त ( गोरवदोष-रहित ) होता । पर तद्धित में रुचि- 
विशेष के कारण वार्तिककार समुदाय ( अवयवी ) लोक व वेद और इनके एकदेश 
( अवयव ) में ( जो वस्तुतः अभिन्न हैं ) भेद की कल्पना करके आधाराधेय भाव रूप 
सम्बन्ध बनाकर तत्र भवः इस अथे में तद्धित ( ठन्‌ ) प्रत्यय करते हें । अर्थ केवल 
“लोक में? “वेद मे' इतना ही है। जब कृतान्त विरोष्य हो तो वह न लोकस्वरूप है न 
चेदस्वरूप, किंतु लोक और वेद के अन्दर वर्तमान है, वहां आधाराधेय-भाव वास्तव है, 
अतः तत्र भवः अथे में तद्धित युक्त ही है । तद्धितप्रियता तद्धितप्रत्यय करने में हेतु नहीं । 

२. शक्यं चानेने श्वमांसादिभिरपि कुत्‌ प्रतिहन्तुम्‌। शक्‌ धातु से लिङ्ग-सवैनाम 
नपुंसक युक्त कमे-सामान्य में यत्‌ प्रत्यय कर के शक्यै क्षुत्‌ प्रतिहन्तुम्‌ यह रूप बना है । 
पीछे से छथ्‌ इस ज्रीलिङ्ग पद के साथ सम्बन्ध होने पर भी अन्तरङ्गसंस्कारो बहिरङ्ग- 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम आह्विक ३१ 


खल्वपि--पयोघतो' त्राह्मणो यवागूत्रतो राजन्य आमिक्षाबतो वैश्य इत्यु- 
च्यते । बतं च नामाभ्यवहारार्थसुपादीयते । शक्यं चानेन शालिमांसादी- 
न्यपि घतयितुम्‌। तत्र नियमः क्रियते । तथा वेल्वः खादिरो वा यूपः स्यात्‌ 
इत्थुच्यते। यूपइच नाम पदवञुवन्धार्थछुपादीयते। शाक्यं चानेन यत्किञ्चिदेव 
काष्ठमुच्छित्यांनुच्छित्य वा पशुरज्ुवन्डुम्‌। तत्र नियमः क्रियते। तथा 
अग्नौ कपालान्य घिश्रित्याभिमन्त्रयते-भ्रगूणामङ्गिरखां घर्मस्य तपसा 
तप्यध्वम्‌ इति । अन्तरेणापि मन्त्रमग्निदेहनकर्मा कपालानि सन्तापयति । 
तत्र च नियमः क्रियत--एवं क्रियमाणमभ्युद्यकारि भवतीति । पवमिहापि 


ज eo 


भी-_आह्ाण दूध का आहार करे, क्षत्रिय यवागू ( पतली भात ) का ही और वेश्य 


जे 


आसिक्षा का ही । कोई भी खाद्य वस्तु आहार रूप में ली जा सकती है वह मांसौदन, 
आदि का भी आहार कर सकता है । वहाँ नियम किया जाता हे । 

इसी प्रकार यूप बिल्व का अथवा खेर का बना होना चाहिये ऐसी विधि 
है । यूप पछ बाधने में उपयुक्त होता है । कोई व्यक्ति किसी भी काष्ठ को लेकर उसे 
छील कर ( तराश कर ) अथवा बिना छीले उससे प॒ को बाँध सकता हे । वहाँ 
नियम किया जाता है ! इसी प्रकार अग्नि पर कपालो को रख कर उस पर सन्त्र पढ़ता 
है--भगुओं ओर अङ्गिरस्‌ गोत्र के ऋषियों के तेज की गरमी से तपो। मन्त्र के 
बिना भी जलाने की क्रिया करने वाला अग्नि कपालो को तपायेगा ही । वहाँ नियम 
किया जाता है---ऐसा करना कल्याणकारी होता हे । इसी प्रकार यहाँ भी शब्द ओर 


संस्कारेण न बाध्यते । इस न्याय से शक्र्यम्‌ यह नपुंसक लिङ्ग ही रहेगा । राकया इस 
प्रकार स्रीलिङ्ग नहीं बनेगा । जैसा कि रामायण में भी प्रयोग है शक्यमञ्जलिभि' पातु 
वाताः केतकगन्धिनः । यदि पहले से क्षुध्‌ रुप कर्मविशेप के साथ सम्बन्ध करके शकू 
से यत्‌ प्रत्यय करेंगे तो स्लीलिज्ञ का विशेषण शक्या क्षुत्‌ प्रतिहन्तुम्‌ ही बनेगा । उस में 
यदि प्रतिघात क्रिया का क्षुध्‌ कर्म विवक्षित हो और शक्नोति किया का प्रतिघात, तब 
क्षुधं प्रतिइन्ठुं शक्यम्‌ ऐसा तीसरा रूप बनेगा । ये तीनों ही रूप उक्त रीति से शुद्ध हैं । 

१. पयो ब्रतयतीति पयोव्रतः । कर्मण्यण्‌ । यहां ब्रत प्रातिपदिक से भोजन 
( खाने ) अर्थ में णिच्‌ होकर ण्यन्त धातु ब्रति से अण्‌ कृत्‌ प्रत्यय हुआ है। 
ब्रतयति=भुङक्ते । अन्यत्र त्रतयति=भोजनं परिहरति । 

२. क्षार के योग से. सन्तप्त दूध के फट जाने पर उसका जो तरल भाग है, 
उसे आमिक्षा कहते हैं, स्थूल भाग को वाजिन कहते हैं । 

३. उच्छित्य-सन्तक्ष्य, छीलकर, तराशकर । श्रिञ्‌ का ल्यबन्त रूप है। उदू 
उपसगै-वश अ्थीन्तर हुआ है यही संगत अर्थ है। गाइकर तथा सीधा खड़ा कर यह . 
अथ नहीं, कारण कि यहां दो प्रकार का नियम किया गया है । पझुबन्धन काष्ठ बिल्व 
होना चाहिये या खैर, इस से अतिरिक्त नहीं । दूसरा नियम यह है कि वह काष्ठ युप- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३२ ध्याकरणमंहाभाष्य 


समानायामर्थावगतौ शब्देन चापशब्देन च धर्मेनियस; क्रियते शाब्देनेवाथौ- 
` मिघेयो नापशब्देनेति। एवं क्रियमाणमभ्युद्यकारि अवतीति । 
अस्त्यप्रयुक्त: | 

सन्ति बै शब्दा अप्युक्ताः । तद्यथा--ऊष, तेर, चक्र, पेचेति । 

किमतो यत्सन्त्यप्रयुक्ताः । प्रयोगाद्धि भवाळञ्छ्व्दानां साधुत्वमध्यव- 
स्यति । य इदानीमप्रयक्ता नामी साधवः स्युः । 

इद्‌ तावद्‌ विप्रतिषिद्धं यदुच्यते खन्ति चे शब्दा अप्रयुक्ता इति। 
यदि सन्ति नाप्रयुक्ताः, अथाप्रयुक्ता न सन्ति, सन्ति चाम्रयुक्ताइचेति विप्रति- 
घिद्धम्‌। प्रयुञ्जान एव खलु भवानाह सन्ति शाब्दा अध्रयुक्ता इति । कदचे- 
दानीमन्यो भवज्ञातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साथुः स्यात्‌। नैतद्‌ 
विप्रतिषिद्धम्‌ । सन्तीति तावद्‌ बूमः, यदेताञ्शास्त्रविद्‌ः शास्त्रेणानुविदधते। 


अपशब्द से एक बराबर अर्थ बोध होने पर धर्म नियम किया जाता है--शब्द से 
अर्थ कहना चाहिये, अपशब्द से नहीं । ऐसा करने से अभ्युदय होता हे । 

(वा०) अप्रयुक्त (शब्द) भी है । 

निश्‍चय ही अप्रयुक्त शब्द भी हैं । जैसे--ऊघ, तेर, चक्र, पेच । 

इससे क्या, यदि अप्रयुक्त शब्द भी हैं ? | 

आप प्रयोग से ही तो शब्दों के साधुत्व का निश्‍चय करते हें । हो सकता है 
जो अप्रयुक्त हैं वे असाधु हों । 

यह कहना कि अप्रयुक्त शब्द हैं, परस्पर-विरूद्ध है । यदि शब्द हैं तो अप्रयुक्त 
नहीं हैं, ओर यदि अप्रयुक्त हैं तो नहीं हैं, हें भी और अप्रयुक्त भी, यह परस्पर- 
विरोधी बात है । ( और यह भी बड़ा कौतुक है कि ) आप उष तेर आदि शाब्दे का 
प्रयोग करते हुए ही यह कहते हैं कि (ये) शब्द अप्रयुक्त हैं । 

इस समय आप जेसा दूसरा कौन पुरुष शब्दों के प्रयोग मै चतुर होगा ? (नहीं) 
यह परस्पर विरोधी वचन नहीं है । हम कहते हैं शब्द हैं क्योकि शास्त्रकार इनका शाख 


रूप होना चाहिये । यूप-रूपापत्ति बिना तक्षण आदि व्यापार के संभविनी नहीं, क्योंकि 
कहा हे--अप्टाश्रियूपो भवति ( आठ किनारों वाला यूप होता है )। अतः निखनन 
(गाइना) और उच्छूयण : (सीधा खडा करना) यद्यपि दोनों विधि के अंग हैं पर प्रकृत 
नियम का विषय नहीं हैं । यूपमुच्छ्यते इस नियम विधि का यहां श्रवण भी नहीं दै । 

१. साधु का यहां कुशल अर्थ है । यहां भाष्यकार की प्रशंसा में तात्पर्य है । 
दूसरे लोग यहां सोत्प्रास ( कराक्षर्गामित ) कथन समझते हैं । प्रयोग करना और साथ 
ही कहना कि ये शब्द प्रयुक्त नहीं होते, यह तो बड़ी चतुराई (चालाकी) है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम आहिक ३३ 


अप्युक्ता इति बूमः, यल्लोकेऽप्रयुक्तां इति । यदप्युच्यते--करुचेदानीमन्यो 
भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यादिति। न त्रमोऽस्माभि- 
रप्रयुक्ता इति ! किन्तर्हि लोकेऽप्रयुक्ता इति । ननु च भवानप्यभ्यन्तरो लोके । 
अभ्यन्तरोऽहं लोके, न त्वहं लोकः । 
अस्त्यप्रयुक्त इति चेन्नार्थे राब्दप्रयोगात्‌ 

अस्त्यभ्रयुक्त इति चेत्‌। तन्न। कि कारणम्‌। अथै शब्द्प्रयोगात्‌ । 

अर्थ शाव्दाः प्रयुज्यन्ते । सन्ति चेषां शब्दानामर्था येष्वर्थेषु प्रयुज्यन्ते । 
अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वातँ. 


द्वारा अनुकरण ( अथवा अन्वाख्यान ) करते हें । हम कहते हैं ये अप्रयुक्त हें, क्योंकि 
रोक में इनका प्रयोग नहीं । यह तुम्हारा कहना कि इस समय आप जैसा दूसरा कौन 
पुरुष शब्दों के प्रयोग में चतुर होगा, ( इसमें हमारा यह कहना हे कि ) हमारा यह 
अभिप्राय नहीं कि हमारे द्वारा अप्रयुक्त हैं, किन्तु लोक में अप्रयुक्त हैं । 

क्या जी, आप भी तो लोक के भीतर ही हैं । 

(ठीक है) सें लोक के भीतर हूँ , पर लोक तो नहीं हूँ । 

(बा०) शब्द अग्रयुक्त भी होता है--यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं । अर्थ 
में शब्द का प्रयोग होने से । 

शब्द अप्रयुक्त भी हे ऐसा कहना ठीक नदी, कारण कि अर्थ को कहने के लिये 
शब्दों का प्रयोग होता है भोर इन शब्दों के अथे दें जिनमें ये प्रयुक्त होते दें । 

(दा०) अप्रयोग ( भी ठीक ही है ), इनके स्थान में अन्य शब्दों का प्रयोग 
होने से । 

१. इससे अप्रयुक्त ( असाधु ) शब्दों का अन्वाथ््यान करनेवाली व्याकरणस्माति 
अप्रमाण हो जायगी । 

२. अभ्यन्तरोहं लोके इत्यादि । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लोक शब्दों को 
अर्थ बोधन कराने के लिये प्रयुक्त करता है वैसे मैने इनका प्रयोग नहीं किया, मैने तो 
इनका स्वरूप दिखाने के लिये उच्चारण क्रिया है। लोक शाब्द से भाष्यकार का 
अभिप्राय जन समुदाय से है जो अर्थ को कहने के लिये शब्दों का प्रयोग करता है । 
ऊष, तेर, चक्र, पेच--ये क्रम से वस्‌, त, कृ, पच्‌ धातुओं के लिदू ऊकार के मध्यम 
पुरुष बहुवचन में रूप हैं । 

३. प्रयुज्यत इति प्रयोगः शब्दः, सोऽन्यो यस्यार्थस्य स प्रयोगान्यः । यहां पूर्व- 
निपात-प्रकरण के अनित्य होने से सर्वनाम अन्य का पर निपात हुआ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३४ ध्याकरणमहासाष्य 


अप्रयोगः खल्वप्येपां शाब्दानां न्याय्यः । छुतः । प्रयोगान्यत्वात्‌ । 
यदेषां शब्दानामर्थेऽन्याञ्छव्दान्प्रयु्जते । तद्यथा-ऊपेत्यस्य शाब्दस्याथ 
क यूयमुषिताः, तेरेत्यस्यार्थे कक यूयं तीर्णाः, चक्रेत्यस्याथे क यूयं तवन्तः, 
पेचेत्यस्यार्थे क यूयं पक्कवन्त इति । 

अग्रयुक्ते दीर्घसत्रवत्‌ 

यद्यप्यप्रयुक्ता अवद्यं दीर्घसत्रवछक्षणेनाडुविधेयाः । तद्यथा दीर्घ- 
- सत्त्राणि वार्षशतिकोनि वार्षसहस्तिकाणि च। न चाद्यत्वे कङ्चिदप्याहरति। 
. केवळस्रुषिसम्प्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेणाजुविद्धते । 
सर्वे देशान्तरे" 





इन शब्दों का अप्रयोग भी ठीक ही हे । केसे ? अन्य राव्दों का प्रयोग होने 
से । क्योकि इन शब्दा के अर्थ में दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे--ऊष इस 
शब्द के अर्थ में क्क यूयसुपिताः ( आप कहाँ रहे ) इस वाक्य से उघित शब्द का 
प्रयोग, तेर इस शब्द के अर्थ में क यूयं तीर्णाः ( तुम कहाँ तेरे) इस वाक्य में 
तीर्ण शब्द का प्रयोग और चक्रे शब्द के अर्थ में क्क यूयं कृतवन्तः ( तुमने कहाँ 
काये किया ) इस वाक्य से क्रृतवन्तः शब्द का प्रयोग तथा पेचे इस शब्द के अर्थ 
मे क्क यूय पक्कवन्तः ( तुमने कहाँ पकाया ) इस वाक्य में पक्कवन्तः शब्द का प्रयोग । 

( वा० ) अप्रयुक्त शब्दों के विषय में दीर्घसत्रं की तरह । 

यद्यपि अप्रयुक्त हैं तो भी लम्बे समय तक रहने वाले यज्ञां की तरह शाख- 
द्वारा इनका अन्वाख्यान करना ही होता हे । जैसे सो वषे तक और हजार वर्ष तक 
रहने वाले यज्ञ होते हैं, पर आजकल इन्हें कोई नहीं करता । केवल वेदाध्ययन धर्म है 
ऐसा मानकर याज्ञिक लोग शास्त्र से इनका अन्वाख्यान करते हैं । 

(वा०) सभी (अप्रयुक्त शब्द) दूसरे देशों मे । 


MRSS OY मोती | 
१. वषाणां शातं वषशतम्‌। व्षेशतं(द्वितीया) भावीनि वार्षेशतिकानि। प्राग्वतीयष्ठन्‌ । 

२. ऋषि=्वेद्‌। सम्प्रदायः--सम्यक्‌ प्रकर्षेण . दीयते गुरुणा शिप्यायेति । 
गुवेध्ययनपूवक ही शिष्य का वेदाध्ययन होता है । 

३. जिस प्रकार दीघे सत्रों के आजकल न किये जाने पर भी उनके विषय के 
अध्ययन और ज्ञान से पुण्य होता है, इसी प्रकार पाणिनि के समय में अप्रयुक्त पर 
उससे पूवे प्रयुक्त शब्दों के ज्ञानमात्र से पुण्य होता है, अतः उनका इस व्याकरण में 
अनुशासन समूल और युक्त ही है। किं च। इन शब्दों का पूवेकाल मै प्रयोग होता था, 
यह भी वतेमान व्याकरणस्ट्ति में इनके अनुशासन के बल पर ही जाना जाता है। 


४. वस्तुत 101 जिन. शब्दा, को हम ,अप्नयुक्त समझते, हैं "चे tri किसी न किसी 


प्रथस आह्निक ३५ 


सर्वे खल्यप्येते शब्दा देशान्तरेचु प्रयुज्यन्ते । न चैचोपलभ्यन्ते । उप- 

ळब्धौ यल्लः क्रियताम्‌ । महाञ्शाब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्तद्वीपा वसुमती, 
चयो लोकाः, चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्यो वहुधा भिन्ना एकशतमभ्वर्यु- 
शाखा:, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एकर्विरातिधा बाहदूच्यं, नवघा55थर्वणो 
वेदः, वाकोवाक्यमूँ , इतिहासः,पुराणं वै्यकमित्येतावाञ्छन्दस्य प्रयोगविषयः। 
एताचन्ते शव्द्स्य प्रयोगविषयमनलजुनिरास्य सन्त्यप्रयुक्ता इति वचनं केवलं 
साहसमात्रमेव । एतस्मिइचातिमहति शाब्दस्य प्रयोगविषये ते ते राब्दास्तत्र 
तत्र नियतविषया दृश्यन्ते तद्यथा शवतिर्गतिकर्मा कम्योजेष्वेच भाषितो 
भवति । विकार एनसार्या भाषन्ते शव इति। हम्मतिः सुराष्ट्रेषु, रंहतिः 


ये सभी ( अप्रयुक्त) शब्द दूसरे देशों में प्रयुक्त होते हैं, पर हमारी 
उपलब्धि का विषय तो नहीं हं। उपलब्धि के लिये यत्न करना चाहिये । शब्द 
प्रयोग का बहुत बड़ा क्षेत्र हे । प्रथम तो एथिवी के ही सात द्वीप हैं! तीन लोक 
हें । चार वेद हें अङ्ग ओर रहस्य सहित । इनके नाना भेद हँ- यजुवैद की १०१ 
शाखा हैं, सामवेद के १००० मारी हैं, बहूदर्चा का आम्नाय २१ प्रकार से भिन्न है और 
अथववेद ९ प्रकार से । ( यही नहीं ) वाकोवाक्य भी है, इतिहास हे, पुराण है और 
वैद्यक भी--इतना शब्द के प्रयोग का विषय हे । इस सारे शब्द के विषय को जाने 
विना “अप्रयुक्त शब्द भी हैं? ऐसा कहना केवळ साहसमात्र है । 





> = आ >» 


इस बहुत बड़े प्रयोशक्षेत्र में शब्द अपने-अपने नियत विषय मे ही प्रयुक्त 


जैसे राव्‌ धातु का तिङन्त रूप में कम्बोज लोग ही प्रयोग करते हैं, आये 
लोग इससे बने हुए ( कुदन्त ) शव का प्रयोग करते हें । इम्म्‌ धातु सुराष्टू देश में, 
रंहू प्राच्य और सध्य देश सै देखी जाती हैं । आर्य लोग तो ( इस अर्थ में ) गम्‌ का 


mm 4. — > sme =m = CT ST >> >-- 





दूसरे देश में प्रयुक्त होते हैं। केवळ हमारा उनके विषय में ज्ञान नहीं होता, कारण 
कि प्रयोग का क्षेत्र अति महान्‌ है । 
१. रहस्य शब्द का अर्थ उपनिषद्‌ है, कोई वेदमूलक मन्वादि स्मरति को भी 
रहस्य कहते हैं । | 

२. बहव ऋच एषां सन्ति ते बहुवूचाः, ऋग्वेदिनः । बह्ढ्चानाम्‌ आाम्नायः 
(विदः) बाहदूच्यम्‌ । 

३. प्रसनोत्तररूप ग्रन्थ को वाकोवाक्य कहते हैं । जैसे--किं स्विदावपनं महुदू 
भूमिरावपनं महत ( यज्ञः २३।४५-४६ ) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३६ ` घ्याकरणमहाभाण्य 


प्राच्यमध्येणु, गमिमेच त्वार्याः प्रयुञ्जते । दातिलंवनार्थे पघाच्येषु, 
दाचसुदीच्येषु । 
ये चाप्येते भवतोऽप्रयुक्ता अभिमताः शाब्दा एतेषामपि प्रयोगो 
हझ्यते । क । वेदे । तद्यथा--'सप्तास्ये रेवती रेवदृषं, यद्धो रेवती रेचत्यं 
तदूष, यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्म चक्र, यचा नक्चक्रा जरसं तनूनाम्‌' इति । 
कि पुनः शाब्दस्य ज्ञाने धर्म आहोस्दित्प्रयोगे । 
ज्ञाने धम इति चेत्तयाऽधम 


ज्ञाने धर्म इति चेत्तथाऽधमोऽपि प्राप्नोति । यो हि शाव्दाञ्जानात्यप- 
शाब्दानप्यसो जानाति । यथेव राब्दज्ञाने धर्म एवमपशब्दन्ञानेऽप्यधर्सः 
अथवा भूयानधर्मः प्राप्नोति । भूयांसो ह्यपशब्दा अल्पीयांसः शब्दाः । एके- 
कस्य राव्दस्य वहवोऽपश्र॑दाः। तद्यथा गोरित्यस्य गावी गोणी गोता 
गोपोतलिकेत्येवमादयोऽपञ्रंशाः 


ही प्रयोग करते हैं । दा ( तिङन्त ) का काटने अर्थ में प्रयोग प्राच्य लोगों में होता 

है, दात्र ( कृदन्त नाम ) का प्रयोग उदीच्य लोग करते हैं । 

ओर जो शब्द आपने अप्रयुक्त मान रखे हैं उनका प्रयोग भी होता हे । कहाँ ? 
वेद में । जैसे ससास्ये इत्यादि श्रुति में ऊष का प्रयोग है, यन्मे इत्यादि श्रतियों में 
चक्र शब्द का प्रयोग है । - 

क्या शब्द के ज्ञान में धर्म (-लाभ ) होता है अथवा प्रयोग में ? 

( वा० ) यदि ज्ञान में धर्म हो तो वेसे अधर्म ( भी होना चाहिये )। 

ज्ञान सं धर्म कहोगे तो अधस भी होना चाहिय । जिस प्रकार दाडद-ज्ञान में 
धर्म होता हे इसी प्रकार अपशब्द ज्ञान मे. अधर्य भी होगा। अथवा अधर्म अधिक 
होगा । अपशब्द अधिक हैं ओर उनकी अपेक्षा शब्द थोड़े हैं । एक-एक शब्द के बहुत 
से अपभ्रंश होते हें । जैसे शो शब्द के गाची, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि 
अपभ्रंश हैं । 





१. ऋ० सं० ४।५१।४ ॥ ऋ० सं० १।६५।११ ॥ 7० सं० १।८९।९॥ 

२. एक: दाब्दः सम्यग्ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके कामधग 
भवति--ऐसी श्रुति है । वार्तिककार से कहा हुआ धर्म-नियम श्रतिमूलक है । पर इस 
श्रुति में ज्ञान और प्रयोग दोनों में धर्म ( अभ्युदयरूप फलवाला ) कहा गया है । अतः 
प्रकृत में प्रन किया गया है ।- क्या ऐसा समझा जाय कि ज्ञान से धर्म होता है, शुद्ध 
प्रयोग तो केवळ इस बात का सूचक होता है कि शब्द अच्छी तरह जाना गया है 
अथवा यूँ समझें कि शुद्ध प्रयोग से धर्म होता है, शुद्ध प्रयोग हुआ है इसका सम्यक्‌ 
ज्ञान से अनुमान होता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





प्रथम आहिक ३७ 


आचारे नियमः 

आचारे पुनऋषिर्नियमं बेद्यते-तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः 
परावभूबुरिति । 

अस्तु तर्हि प्रयोगे । 

प्रयोगे सवलोकस्य 

यदि प्रयोगे धर्मः सर्वा लोकोऽभ्य॒दयेन यज्येत । कर्चेदानीं भवतो 
मत्सरो यदि सवो लोकोऽभ्युद्येन युज्येत । न खलु कश्चिन्मत्सरः। प्रयला- 
नर्थक्यं तु भवति । फलवता च नाम प्रयलेन भवितव्यम्‌ । न च प्रयत्नः 
फलाद्‌ व्यत्रिच्यः । 

लजु च ये कृतप्रयल्ास्ते साधीयः शाब्दान्प्रयोक्ष्यन्ते, त एव साधीयो- 
ऽस्युद्येन योक्ष्यन्ते । 

व्यत्रिकोऽपि चे लक्ष्यते । हञ्यते हि--कृतप्रयत्लाश्राप्रवीणा अकृत- 
प्रयत्नाइच प्रवीणाः । तत्र फळव्यतिरिकोपि स्यात्‌ । 


( वा० ) आचार सें नियम है । 

वेद आचार ( प्रयोग ) में नियम बतलाता हे। वे असुर हेऽल्यः, ' हेऽलयः 
ऐसा अपप्रयोग करते हुए पराजित हो गये । 

तो प्रयोग में (धस) सही । 

( वा० ) प्रयोग में धसे सानने से सभी का ( एक समान अभ्युदय होगा ) । 
यदि प्रयोग में धर्म हो तो सभी अभ्युदय से युक्त हो जायेंगे । 

तो इसमें आपको जळून कयां ? 

जलन कोई नहीं, प्रयत्न तो व्यर्थ पड़ता है । प्रयत्न को फलवान्‌ होना चाहिये । 
प्रयत्न फळव्यतिरिक्त ( फलरहित ) नहीं होना चाहिये । 

अजी, जिन्होंने प्रयत्न किया है वे दूसरों की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह (अति 
शुद्ध रूप में) शब्दों का प्रयोग करेंगे ओर वे ही अधिक अभ्युदय से युक्त होंगे । 

चैपरीत्य ( उल्टापन ) भी देखा जाता है- ( व्याकरण में ) प्रयत्न करने पर 
भी कोई ( प्रयोग में ) प्रवीण नदीं होते ओर कोई एक बिना प्रयत्न किये ( प्रयोग सें ) 
प्रवीण होते हैं । ( जैसे प्रवीणता का भेद है वैसे) वहाँ अभ्युद्य-रूप फल का भी 

अभाव रहेगा । 

१. आचार=व्यवहार, प्रयोग । नियमस्सङ्कोच । अपशाब्दों के प्रयोग का 
अनिष्ट फल-निर्देश करने से वेद, साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिये, ऐसा नियम 
सूचित करता है । 








CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४८ व्याकरणमहाभाष्य 


एवं तर्हि नापि ज्ञान एव थमो नापि प्रयोग एव । किन्तहि 
शास्त्रपुचेके प्रयोगेऽभ्युद्यस्तत्त॒ल्यं वेदशब्देन 
शास्तपूर्वकं यः शाब्दान्प्रयुङ्क्ते सोऽभ्युद्येन युज्यते । तुल्य वेद्‌- 


शब्देन । वेदशाब्दा अप्येवमभसिवदन्ति-योऽग्निष्टोमेन यजते य उ चेनमेचं 
वेद्‌, योग्न नाचिकेतं चिज्ञुत य ड चैनमेवं वेद्‌ । 


अपर आइ--तत्तुल्यं चेद्शाब्देनेति। यथा वेद्दाव्दा नियमपूर्वमधीताः 
फलवन्तो भवन्त्येचं यः शास्त्रपूर्वकं शाब्दान्प्रयुङ्क्ते सोऽभ्युद्येन युज्यत 
इति । 
अथवा पुनरस्ठु शान एव धर्म इति। ननु चोक्तम्‌-क्लाने धर्म इति 
चेत्तथाऽधर्म इति। नैष दोषः। राब्दप्रमाणका चयम्‌। यच्छव्द आह 
तदस्माकं प्रमाणम्‌ । शब्दञ्च राब्दन्ञाने धर्ममाह, नापशाब्द्ज्ञानेऽधर्सम्‌ । 


ऐसी स्थिति में ( प्रयत्न की अनथेकता होने पर ) यह मानना होगा कि न तो 
केवळ ज्ञान सें धर्म है ओर न केवळ प्रयोग सें, किन्तु-- 

( वा० ) शास्त्रबोध-पूर्वक प्रयोग में धर्म है, वेद भी ऐसा ही कहता है । जो 
कोई शास्त्र को जानकर ( साधु रूप से ) शब्दों का प्रयोग करता है, वह अभ्युदय 
युक्त होता है । वेद के शब्द भी ऐसी ही बात कहते हॅ--जो अग्निष्टोम याग करता है 
ओर जो इसे ( शास्त्र से ) जानता है, जो नाचिकेत अग्नि का चयन करता है और 
जो इस चयन को ( विधिशास्त्र से ) जानता है । 

दूसरा कोई तत्तुत्यं वेदशब्देन इसका इस प्रकार व्याख्यान करता है--जिस 
प्रकार वेद के शब्द नियमपूर्वक पढ़े गये फल वाले होते हैं इसी प्रकार जो शास्त्रज्ञान- 
पूर्वक शब्दों का प्रयोग करता है वह अभ्युदय से युक्त होता है । 


आथवा फिर ज्ञान में ही धर्मे मान लो । अजी, अभी कहा था--- 


यदि ज्ञान मै घमे मानोगे तो उसी प्रकार अधर्म भी प्राप्त होगा । यह कोई 
दोष नहीं । हम शब्द ( श्रति आप्तोपदेश ) को प्रमाण मानते हैं । शब्द शाब्द के ` 
शान में धर्म कहता है, अपशब्द के ज्ञान में अधर्म नहीं कहता । और जो कोई कमै न 





१. यहां शब्द्क्रमादथेक्रमो बलीयान्‌--इस न्याय से य उ चैनमेवं वेद इसका 
अर्थ पहले होना चाहिये । जो अग्निष्टोम को जानकर इसका अनुष्ठान करता है ? यहां 
वेद भी ज्ञानपूवेक अनुष्ठान का विधान करता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम आहिक ३५ 


यञ्च पुनरशिष्टाप्रतिषिद्धै नेव तद्दोपाय भवति, नाभ्युद्याय । तद्यथा हिक्कित- 
हसितकण्ड्रयितानि नेव दोषाय भवन्ति, नाभ्युद्याय । 

अथवाऽस्युपाय एवापराव्दज्ञानं शब्दज्षान। यो ह्यपशब्दाञ्जानाति 
शाव्दानप्यसौ जानाति । तदेवं ज्ञाने धर्म इति बवतो5्थोदापत्ने भवति-- 
अपरब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्म इति । 

अथवा कृपखानकवदेतद्धविष्यति । तद्यथा कूपस्वानकः कूपं खनन्य- 
यपि सदा पांसुभिरचावकीर्णा भवति, सो5प्स संजातासु तत एव तं गुण- 
मासादयति येन स दोषो निहेण्यते, भूयसा चाभ्युदयेन योगो भवति । 

एवसिहापि । यद्यप्यपराव्दन्ञानेऽधर्मस्तथापि यस्त्वसो शब्द्जाने धर्मस्तेन 

च स दोषो निर्घानिष्यते भूयसा चाभ्युद्येन योगो भविष्यति । 


“शन पण «- --->--> — —--- जना 





तो विहित हो ओर न ही प्रतिषिद्ध हो उसके करने से न दोष होता है ओर न अभ्युदय, 
जैसे हिचकची, हंसी ओर खुजली करना न दोषकारक होता हे और न ही 
अभ्युद्यक्रारक । 





अथवा अपशब्द-ज्ञान शब्दज्ञान में उपाय ही है। जो कोई अपशब्दा को 
जानता है बह शब्दों को भी जानता हे । इस प्रकार ज्ञान में धर्म है ऐसा . कहने 
वाळे के लिये पूरै में अपशब्द ज्ञान होने पर जो शब्दज्ञान होता है उसमें धर्म है यह 
अर्थे-सासथ्ये से ही सिद्ध हो जादा है । 

अथवा यह कूँ को खोदन बाले की तरह होगा । जेसे कृएँ को खोदने वाला 
कृ को खोदता हुआ सिट्टी ओर धूलि से विलिक्ष ( दूषित ) हो जाता है, पर पानी 
न्किलेन पर वह उस स्नानपान आदि इष्ट-साधन उत्कर्ष को प्राप्त होता है जिससे वह 
दोष नष्ट हो जाता है, आर बड़े अभ्युदय से योग होता है। इसी प्रकार यहाँ भी। 
यद्यपि अपशब्द ज्ञान में अधम है ( ऐसा भान भी लिया जाय ) तो भी जो शब्द-ज्ञान 
में घर्म है उससे दोष ( पाप ) नष्ट हो जायगा और बड़े अभ्युदय से योग होगा । 





१. शब्द ज्ञान में अविनाभावी रूप से अपशब्द ज्ञान होता है, अपराब्दज्ञान 
उसमें सहकारी ( सहायक ) होता है । अपशब्दों को स्वरूपतः जान लेने पर तद्भिन्न 
शब्दों का ज्ञान होता है । फल शब्द ज्ञान से उत्पन्न होता हे, तदङ्गभूत अपशब्द-ज्ञान 
का पृथक्‌ फल कुछ नहीं । 

२. यहां कती में प्वुल किया है, प्रकृत में शिल्पी विवक्षित न होने से शिल्पिनि 
जुन्‌ ( २।१।१४५॥ से ष्युन्‌ नहीं हुआ ष्वुन्‌ होनेपर खनक रूप होता । 

३. निर्‌ पूवेक हन्‌ धातु का कर्मवाचक लुट्‌ का प्र० पु० एक० में रूप है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


0८ व्याकरणसहा भाष्य 


यदप्यच्यते आचारे नियम इति । याज्ञे कर्मणि स नियमोऽन्यत्रा- 
नियमः। एवं हि श्रूयतेयर्वाणस्तवाणो नाम ऋषयो वभ्रुः प्रत्यक्षः 
धर्माणः परावरज्ञा - विदितवेदितव्या अधिगतयाथातथ्यांः । ते तत्र. 
भवन्तो यद्वा नस्तद न इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण इति प्रथु अते, याज्ञे पुन 
कर्मणि नापभापन्ते । तैः पुनरसुरेयाक्षे कर्मण्यपभा पितम्‌ , ततस्ते पराभूताः 

अथ व्याकरणमित्यस्य शब्दस्य कः पदाथः । 

सूत्रम्‌ । े 

सूत्रे व्याकरण पष्ठयर्थाऽनुपपन्नः 

सुत्रे व्याकरणे पष्ठयर्थो नोपपद्यते--व्याकरणस्य स्मिति । कि हि 

तदन्यत्सूत्राद्‌ व्याकरणं यस्याद्‌ः सू स्यात्‌ । 





और जो कहा है कि आचार अर्थात्‌ व्यवहार में घर्म का नियम है, वह नियम 
यज्ञसम्बन्धी कर्म में लागू होता है, अन्यत्र नहीं । ऐसा सुनते हें--यर्थन्‌ ओर तन्‌ नाम 
के ऋषि हुए धर्म को साक्षात्‌ किये हुए जो पर और अवर ब्रह्म को जानते थे, जिन्हें 
जञेयमात्र का ज्ञान था ओर जिन्होंने ज्ञेय के सत्य वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किया था। 
वे पूज्य लोग यद्वा नः, तद्वा नः (जो कुछ हमारे लिये हो, वही हमारे लिये हो) ऐसा 
न कहकर यर्वाणस्तर्वोणः इस तरह का प्रयोग करते थे ( जिससे उनकी इसी नाम से 


प्रसिद्धि हो गई), पर वे यज्ञ कमै सै अपभाषण नहीं करते थे। असुरों-ने यज्ञ कमे में 
अपभाषण किया, अतः चे पराजित हुए । 


अब ( यह विचाय हे ) कि व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है । 


सूत्र (अथ है )। 


(वा०) व्याकरण का अर्थे यदि सूत्र हो तो पछी का अर्थ संगत नहीं होता 
ह पूत । व्याकरण सूत्र से कौनसा भिन्न पदार्थ है जिसका वह सूत्र हो । 


से हुन्‌ के ह्‌ को घ्‌ हुआ और उपधा वृद्धि हुई। पक्ष में 
निहणिव्यते ऐसा रूप होगा । डे क 


घेदितन्ये ड a भाष्य बक में परापरज्ञाः ऐसा पाठ है, पर दे do 
च--इत्यादि में अवर देखा जाता है, वही प्रकृत में होना चा 
परापरज्ञाः ऐसा पाठ हो तो परा है, वही प्रः 


रा विद्या [नने वाले 
- यह अर्थ है और अपरा विद्या इन दोनों को ज 


२, Sa 
यथातथ भावः -साधातथ्यम्‌ । तथाऽनतिक्रम्य यथातथम्‌ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम भाद्धिक ४३१ 


शब्दाप्रतिपत्तिः 
शब्दानां चाग्रतिपत्तिः प्राप्नोति। व्याकरणाच्छ्व्दान्प्रतिपद्यामहे इति। ` 
न हि सूत्रत एव शाब्दान्प्रतिपद्यन्ते । कि तर्हि व्याख्यानतङ्च । 
नल च तदेव सूत्र विग्वहीत व्याख्यानं भवति। न केवलानि चर्चा- 
पदाने व्याख्यानम्‌ बाद्धि:, आत्‌ , ऐज्‌ इति । कि तर्हि । उदाहरणं प्रत्यु 
दाहरणं वाक्याध्याहार इत्येतत्ससुदिते व्याख्यानं भवति । 
एवे तर्हि शब्दः 
शाब्दे ल्युडथः 
यदि शब्टो व्याकरणं ल्युडथा नोपपद्यते । व्याक्रियन्ते शाब्दा अने- 
लेति व्याकरणम्‌ । न हि शब्देन किञ्चिद्‌ व्याक्रियत । केन तर्हि । सूत्रेण । 





(वा०) शब्दों का बोध भी नहीं । 

( सूत्र अथे होने पर ) शब्दों का बोध न हो सकेगा । “हस व्याकरण से शब्दा 
को जानते हँ” ऐसा व्यवहार भी न बन सकेगा । सूत्र मात्र से तो शब्दा को जानते 
नहीं । 

तो किससे ? 

व्याख्यान से भी । 

अजी, वही सूत्र पदच्छेद करके पढ़ा हुआ व्याख्यान हो जाता है । 

केवळ विभाग करके पढे गये पद व्याख्यान नदी बन जाते--- 

वृद्धिः, आत्‌, ऐच्‌ । 

तो क्या ? 

उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्याहार सब मिळजुळकर व्याख्यान 
बनता है । 

तो ऐसी अवस्था मै व्याकरण का अर्थ शब्द मान लो । 

(वा०) शब्द. अर्थ हो तो ल्युट्‌ प्रत्यय का अर्थ नहीं जुइता। यह व्याकरण 
है इस लिये कि इससे शब्दों का प्रक्तिप्रत्यय-आदि-रूप विभाग किया जाता है । 
शब्द से तो कुछ भी विभाग नहीं किया जाता । 

तो किससे ? 

सूत्र से। 5 

१. वाक्‍य को बनानेवाळे पद जो दूसरे सूत्रों में पड़े है उनकी स्वरितप्रतिज्ञा 
के बल पर कल्पना करना प्रकृत में वाक्याध्याहार है । 

२. यहां यह मानकर आक्षेप किया गया है कि त्युट्‌ करण ( और अधिकरण ) 
में ही होता है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


व्याकरणमहाभाष्य 
दु व्याकरणमह 


~ ee vp ps 


भवे च तद्धितः 
० 20. 07 "रा > a 
भवे च तद्धितो नोपपद्यते- व्याकरणे अवो योगो चेयाकरण इति। 
नहि शाब्दे भवो योगः । क तर्हि । सूत्रे । 
्रोक्तादयश्च तद्धिताः 
प्रोक्तादयइच तद्धिता नोपपद्यन्ते। पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । 
आपिशलं काशकृत्स्नमिति। नहि पाणिनिना शब्द; प्रोक्ताः । कि तहि । सूत्रम्‌ । 
किमर्थमिदमुभयमुच्यते भवे प्रोक्तादयइच तद्धिता इति । न ग्रोक्ताद्‌- 
यदच इत्येव भवेऽपि तद्धितइचोदितः स्यात्‌ । 
पुरस्तादिदमाचार्येण इष्टं भिवे च तद्धितः’ इति.पठितम्‌। तत उत्तर- 
कॉलमिद दए प्रोक्तादयर्च तद्धिता इति, तदपि पठितम्‌। न चेदानीमा- 
चार्याः सूत्राणि कृत्वा निवतेयन्ति । 
' अयं तावददोषः--यदुच्यते 'शब्दे ल्युडर्थ? इति । नावड्ये करणाधि- 
करणयोरेच ल्युड्‌ विधीयते। कि तहिं। अन्येष्वपि कारकेषु कृत्यल्युटो बहुछम्‌ 
इति । तद्यथा-प्रस्कन्द्नं प्रपतनं मिति । 





(बा०) तत्रभवः “उसमें होता है? इस अधे में तद्धित प्रत्यय भी नहीं हो 
सकेगा व्याकरण म॑ होनेवाला योग वेयाकरण होता है-। ( यहाँ व्याकरण से तद्धित 
अण्‌ हुआ हे )। शब्द में तो योग होता नहीं । 

कहां होता है । 

सूत्र मं । 

बा० तेन प्रोक्तम्‌ (४।३।१०१॥) से होने वाले तद्वित भी नहो सकेंगे । 
पाणिनि से प्रोक्त को पाणिनीय कहते हैं, इसी तरह आपिशलि से प्रोक्त आपिशळ और 
काराङृस्स् से प्रोक्त काशकृत्स्न कहलाता हे । पर पाणिनि ने शब्दों का प्रवचन नहीं 
किया, सूत्र का किया है । 

ये _ दोनों बाते भव अर्थ में तद्वित, और प्रोक्त आदि अथो-में तद्धित क्या 
कही जाती हें ! ओर प्रोक्त आदि तद्वित कहने से ही क्या भव अर्थ मे भी तद्धित 
प्रत्यय का आक्षेप (= संकेत) न हो जायगा ? 

पहले आचाये की दृष्टि में भवे च तद्धितः आया और उसे उन्होंने पढ़ दिया, 


पीछे उन्होंने प्रोक्ताद्यस्च तद्धिताः इसे देखा और इसे भी पढ दिया। अब आचार्त्र 
सूत्रों को पढ़कर नहीं हटाते हैं । त 


१ TSE OCT तत आ 

रभ १. प्रपतति अस्माद्‌ इति प्रपतनम्‌ वे 

र ञ्ची प्रपात: = भृगुः, अतरः, विना ढलान के ` 
सीधी खड़ी हुई ऊँची चट्टान । | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





प्रथम आह्निक ४३ 


अथवा दाब्देरपि शाब्दा व्याक्रियन्ते'--तचथा--गौोरित्युक्ते सर्वे 
सन्देहा निवर्तन्ते, नाइवो न गर्दभ इति । 
अयं तर्हि दोषः--भवे प्रोक्तादयरच तद्धिता इति। 
एबं तर्हि-- 
लक्ष्यलक्षणे ब्याकरणम्‌ 


रक्ष्यं च लक्षणं चतत्सञ्जुदितं व्याकरणं भवति। किं पुनलैक्ष्यम्‌, कि 
वा रक्षणस्‌। शाब्दो लक्ष्यः, सूत्र लक्षणम्‌। एवमप्ययं दोपः-सस्रुदाये 
व्याकरणशब्दः भरवृत्तो$बयवे नोपपद्यते। सूत्राणि चाप्यधीयान इष्यते 
चचयाकरण इति । नेष दोषः। समुदायेषु हि शाब्दाः प्रवृत्ता अवयवेष्वपि 
व्तेन्ते । तद्यथा-पूर्वे पञ्चालाः, उत्तरे पञ्चालाः, तेलं सुक्तम्‌, घत भुक्तम्‌, 





> — 





जो कहा था कि शव्द अध होने पर शब्द में ल्युट्‌ प्रत्यय का अर्थ न घटेगा । 
इसमें कोई दोष नहीं । करण तथा अधिकरण में ही ल्युट्‌ प्रत्यय होता है इसमे कोई 
नियस नहीं । बहुत बार दूसरे कारकों के अर्थ में भी कृत्य और ल्युट्‌ देखे जाते हैं, 
जैसे प्रस्कन्दन, प्रपतन इत्यादि (सें) । 

आथवा शब्द भी दुसरे शब्दों का व्याख्यान करते हैं जैस गो कहने से सारे 
सन्देह निवृत्त हो जाते हैं, न घोड़ा है न गधा । 

यह एक दोष रह गया--“उसमें होता है? इस अर्थ में और प्रोक्त आदि तद्धित 
नहीं हो सकेंगे । 

तो इस अवस्था में । 

(वा०) लक्ष्य और लक्षण दोनों मिलकर व्याकरण होता हे । लक्ष्य क्या हे ओर 
लक्षण क्या है । शब्द रक्ष्य है ओर सूत्र लक्षण है । ऐसा होने पर यह दोष बना रहेगा--- 
समुदाय में प्रवृत्त होने वाळा व्याकरण शब्द अवयव सं प्रवृत्त न हो सकेगा । केवल 
सृत्रौ को पढ्नेवाले को भी वैयाकरण कहना इट ही है। यद कोई दोष नटी । 
समुदाय को कहनेवाले ( जिनका समुदायत्व प्रवृत्ति-निमित्त हे) शब्द अवयव अथे 
में भो प्रयुक्त होते हैं, जैसे पञ्चाल के पृथभाग को पृथपन्नाल कहते ह, उत्तर भाग 
को उत्तरपञ्ञाळ, औषध आदि में संस्कृत तेल ओर घृत को मात्रा को लक्ष्य करके 
कहने की रीति है---( मैंने) तेल खाया, (मैंने ) घी खाया । वस्त्र आदि के एक 
देश के झुक्छ, नील, कपिल, कृष्ण आदि होने पर कहा जाता है वस्न आदि झुक्ल 





१. व्याक्रिया से यहां भी प्रथग्भाव ( जुदा करना ) अथवा प्रविभाग अर्थ 
विवक्षित है। ै 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


४४ व्याकरणसहासाण्य 


शुक्लो नीलः कपिलः, कृष्ण इति । एवमयं लझुदाये व्याकरणराब्दः प्रवृत्तो 
ऽवयवेष्वपि वर्तते । 


अथवा पुनरस्तु सूत्रम्‌ । 

ननु चोक्तम--सत्रे व्याकरण पष्ठथर्थोुपपन्न इति। नेष दोपः। 
व्यपदेशिवद्भावेन भविष्यति । 

यदप्युच्यते शब्दाप्रतिपत्तिरिति। न हि खूबत एव शब्दान्‌ प्रति- 
पद्यन्ते । किन्तर्हि व्याख्यानतङ्चेति। परिहतमेतत्‌--तदेव सूत्रं विगृहीतं 
व्याख्यानं भवतीति। ननु चोक्तम्‌- न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानम्‌ 
वद्धिः, आज्‌ , ऐजिति। किन्ति । उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहार 
इत्येतत्समुदितं व्याख्यानं भवतीति । अविजानत एतदेवं भवति । सूत्रत एव 
हि शब्दान्म्रतिपद्न्ते । आतइच सूत्रत एव । यो ह्युत्सूत्रं कथयेन्नादो गृह्येत । 

अथ किमा वर्णानामुपदेश; । 





नील, कपिर अथवा कृष्ण है । इसी प्रकार यह व्याकरण शब्द समुदाय का वाचक 
होता हुआ भी अवयवो को भी कहने में प्रवृत्त होता हे । | 
अजी, वहां यह भी तो कहा था कि सूत्र अर्थ होने पर व्याकरण से घण्ठी 

- विभक्ति संगत न होगी । यह कोई दोष नहीं । मुख्य के साथ जैसा व्यवहार होता है 


क. ~ हे ७५, 
गोण (कल्पित ) के साथ भी वैसा व्यवहार होता है इस न्याय से घष्ठी विभक्ति की 
संगति रग जायगी । 


ओर जो कहा था कि सूत्र अर्थ होने पर शब्दों का बोध न हो पायेगा, 
` क्योंकि (केवछ)सूत्र से शब्दों को नहीं जानत हैं किन्तु व्याख्यान से भी । इस दोष का 
परिहार किया जा चुका जब यह कहा गया कि वही सूत्र पदच्छेद से व्याख्यान बन जाता 
है । अजी यह भी तो कहा गया था--केवल विभाग करके पढ़े हुए पद व्याख्यान नहीं 
हो जाते--र्धिः, आत्‌, ऐच्‌। तो क्या? उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्याध्याहार 
यह सब सिलजुल कर व्याख्यान होता हे । न जाननेवाळे के लिये ऐसा होता है, 
स्त्र स ही शब्दा को जानते हैं | ओर इस हेतु से भी - सूत्र सही जानते हे- जो 
भी सूत्र का अतिक्रम करके कहेगा, वह उसका वचन न माना जायगा । 
000 पर विदाये हे कि चणो का उपदेश किस लिये किया गया है । 
यच १ ँ व्यपदेशिवद्धावेन --- जिस पदार्थ का किन्हा निमित्तों के कारण एक 
४ सुश्य नाम (व्यपदेश ) होता है जिससे उसे कहा जाता है उसे व्यपदेशी 
>> कहते है, पर उन निमित्तों की अनुपस्थिति में भी एक अकेले पदार्थ से व्यपदेशी के 
ठुल्य (जैसे व्यपदेशी से ) शात्न में कहे हुए कार्य किये जाते हैं। इस अतिदेश को 


_ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


—— एफ्णए 77: शत» ie ००३० ३3352: ती 








प्रथम आहिक 2११ 


वृत्तिसमवायाथे उपदेश: 

वृत्तिसमवायार्थी वर्णानासुपदेशः । किमिदं वृत्तिसमवायार्थ इति। 
वृत्तये समवायो वृत्तिसमवायः । वृत्त्यर्थो वा समवायो वृत्तिसमवायः । वृत्ति- 
प्रयोजनो वा समवायो वृत्तिसमवायः । का पुनर्वेत्तिः । शास्त्रपरवृत्तिः' । 
अथ कः समवाय: । वर्णानामानुपूव्येण संनिवेशः ! अथ क उपदेशः । 
उच्चारणम्‌। कुत एतत्‌ । दिशिरुच्चारणक्रियः । उच्चार्यं हि वर्णानाह-- 
उपदिष्टा इमे वर्णा इति । 
(वा०) वृत्ति समवाय के लिये वणा का उपदेश हे । 
वृत्ति समवाय क्या चीज हे ? 
र्ति के लिये समवाय व्रृत्तिसमवाय हे, वृत्ति का उपकारक समवाय वृत्ति- 
समवाय है अथवा वृत्ति का प्रयोजक समवाय बृत्तिसमवाय है । 

बृत्ति क्या चीज हे ? 

शास्त्र की प्रवृत्ति । 

समवाय क्या पदार्थ है ? 

वर्णी का क्रम से रखना । 

उपदेश क्या हे? 

उच्चारण । | Fe 

यह केसे ? 

दिश्‌ धातु उच्चारणार्थक है । उच्चारण करके ही तो कहता है इन वणो का 
उपदेश हो गया । 





व्यएदेशिवद्‌भाव कहते हैं । अत इञ्‌ (४1१।५५) से अदन्त प्रातिपदिक ( सुबन्त बनाकर ) 
से अपत्य अर्थ में इन्‌ प्रत्यय का विधान है, सो अइन्त दक्ष से इन्‌ होकर दाक्षि सिद्ध 
होता हे । अब अ अन्त में होने से दक्ष शब्द का अदन्त यह व्यपदेश ( विशिष्ट- 
अपदेश=्नाम) है, सो यह इस व्यपदेशवाला अथवा व्यपदेशी है, पर अ (-विष्णु ) तो 
असहाय अकेला है, इसे अदन्त इस व्यपदेश वाला अर्थात्‌ व्यपदेशी तो नहीं कहा 
जा सकता, तो भी जहां तक शास्त्र काये का सम्बन्ध है इससे भी व्यपदेशी का सा 
व्यवहार क्रिया जाता है । अस्यापत्यम्‌ इः । इन्‌ प्रत्यय होता हे । भाष्यकार 
आयन्तत्रदेकस्मिन्‌ ( १।१।२० ) के स्थान पर व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ ऐसा 
न्यास चाहते हैं । 

१. वर्ण समाम्नाय के होनेपर अच्‌ आदि संज्ञाओं की सिद्धि होने से थोड़े में 
ही शास्त्र की प्रत्रत्ति हो सकेगी और इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ / १।१।४५) आदि यथा- 
सङ्र्य सज्ञा भी हो सकेगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


७ 


४६ व्याकरणमहाभा५्य 


अनुबन्धकरणाथे३च 

अनुवन्धकरणार्थरच वर्णानामुपदेराः-अडुवम्धानासङ्ध्ष्यामीति । 
न ह्यनुपदिड्य वणीननुवन्धाः शक्या आसङ्कलुम्‌। स एप चर्णानाझुपदेशो 
बत्तिसमवायार्थइचानुबन्धकरणार्थरच । वृत्तिसमवायश्चाङुवन्धकरणं च 
प्रत्याहारार्थम्‌ । प्रत्याहारो वृत्त्यर्थः । 

ष्टबुद्धचर्थस्च 

इप्रवुद्धधर्थशच वर्णानामुपदेशः-इष्टान्वर्णान्मोत्स्यामहे' इति। न 

ह्यलुपदिदय वर्णानिष्टा चर्णाः शाक्या विज्ञातुम्‌ । 
इष्टबुद्धयथरचेति चेदुदात्तानुदात्तस्वारितानुनासिकदीधप्लतानामप्युपदेराः 

इष्टवुद्धयर्थशचेति चेदुदात्ताजुदात्तस्चरितानुनास्िकदीरथप्ुतानामप्यु- 

पदेशः कतेव्यः । एवंगुणा अपि हि चर्णा इष्यन्ते । [ 


(वा०) अनुबन्ध लगाने के लिये भी । 

अनुवन्ध लगाने के लिये भी वणो का उपदेश किया हे--में अनुबन्धा को 

लगाउँगा । पर वर्णो का उच्चारण किये विना अनुबन्ध लगाए. नहीं जा सकते । सो वह 

हों का उपदेश वृत्ति-समत्राय ( >शाख्तर-प्रवृत्ति के लिये सी है ओर अनुबन्ध 
लगाने के लिये भी । वृत्तिसमवाय ओर अनुत्रन्ध लगाना प्रत्याहार बनाने के लिये है । 
प्रत्याहार शास्त्र की प्रवृत्ति के लिये है । 

(वा०) इष्ट ( वर्णी ) के बोधन के लिये भी । 

३ Nr ७ न ~ ट 
इष्ट वर्णो के बोध के लिये भी वणो का उपदेश किया है, हम इष्ट वर्णो को 
जानेंगे इसलिये । क्योंकि बिना उपदेश किये इए वणे जनि नहीं जा सकते । 

( वा० ) इष्वणो के बोध के लिये यदि वणौ का उपदेश मानते हो तो 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, दीधै, प्छुत--इनका भी उपदेश करना चाहिये । 
इन गुणों वाले वणे भी इट ही हैं । 

न र ) जातिपरक निर्देश होने से हृष्टसिद्धि हो जायगी । अत्व जाति का 
पदेश होने से सभी प्रकार की अं व्यक्तियों का ग्रहण ( बोध ) हो जायगा । इसी 


प्रकार इत्व जाति का ओर उत्व जाति का उपदेश सभी प्रकार के इवण और उवणे 
का ग्रहण करा देगा । 
~ य्य नि ल 


__ जा न 
4 १. भोत्स्यामदे-बोधयिष्याम: । यहाँ णिच्‌ का अर्थ अन्तर्भूत है, प्र यय से नहीं 
गया । 


२. प्रत्याहारसूत्रों में के अ इ उ आदि अचों होने 
यह प्रश्‍न है । का एकश्रृति से पाठ होने से 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


i. 
ss ~ क. “०>. >... 6 जे . ७०. 


प्रथम आहिक ४७ 


आक्द्युपदेशास्सिद्धम्‌ 
अवणक्ितिरुपद्शि सर्वमवर्णकुले अहीष्यति । तथेवर्णोळतिः । 
तथोवर्णाक्रतिः । 
आक्र्युपदेशाप्सद्धमिति चेत्संवृतादीनां ग्रतिषेधः 
आक्रत्युपदेशात्सिद्धमिति चेत्संवृतादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः । के पुन 
संद्रतादय: । संत्रुतः कलो ध्मात एणीकृतो5स्वरूकृतोद्धको ग्रस्तो निरस्तः 
प्रगीत उपगीतः द्षिवण्णो रोमश इति । अपर आह-- 
ग्रस्तं लिरस्तमवलस्बितँ निहेतमम्वूळत ध्मातमथो विकस्पितम्‌ । 
सनन्‍्दृशमेणीकृतमर्थक॑ दुत विकीर्णमेताः स्वरदोषभावनाः ॥ इति । 
अतोऽन्ये व्यञ्जनदोषाः । 
नप दोपः । 
(वा०) आकृति उपदेश से यदि इष्टसिद्धि मानते हो तो संत्रत आदि ( दोषों ) 
का प्रतिषेध करना चाहिये । 
तो संतत आदि कोन से हं । 
त्रत, कळ, ध्मात, एणीकृत, अस्बक्कत, अर्धक, ग्रस्त, निरस्त, प्रगीत, उपगीत, 
द्विवण्ण और रोसश । दुसरा कोई ( ब्रत्तिकार ) कहता है---अस्त, निरस्त, अवळम्बित, 
निईत, अस्बृङ्जत, सात, विकस्पित, सन्द, णणीक्रृत, अर्धक, द्रत ओर विकीण--ये 
स्पर दोष हें । इनसे भिन्न ब्यञ्भनोच्चारण के दोय हं । 


se me ee = डा... 2 








१. संतत आदि स्वरों के उच्चारण में दोप परिगणित किये हैं। संवृत अ 
का तो गुण ही है, शेय स्वरों के विषय में दोष रहेगा । निह्वामूल की कण्ठ के समीप 
स्थिति होने से संग्रतता नामक गुण हस्व अ में आता है । कल=अपने स्थान को छोड 
दूसरे स्थान से उच्चारित होना, जिसे काकली कहते हें। ध्मात--जब खास की 
अधिकता से हस्व भी दीधे झळकता है । एणीकृत--साधारण रूप, जहां यह सन्देह हो 
कि इसने ओ का उच्चारण किया है अथवा औ का । अम्बूक्कत--जो व्यक्त होता हुआ 
भी मुँह के अन्दर उच्चारित हुआ सा सुनता है । अधक--जो दीघ भी हृस्व प्रतीत होता 
है। ग्रस्त--जो जिह्वामूल में निग्रहीत, अव्यक्त । निरस्त--निष्ठुर ( कर्कश ) अथवा 
मतान्तर में त्वरित । प्रगीत--साम की तरह गाकर उच्चारण किया हुआ । उपगीत-- 
समीप में दूसरे वण के गाने से अनुरक्त। क्िण्ण-कम्प उऊ । रोमश- गम्भीर । 
अवलम्बित--वर्णान्तर से मिला हुआ । निहेत--रूक्ष । सन्दष्ट वढ़ाकर उच्चारण 
किया हुआ । विकीर्ण--आगे आनेवाले दूसरे वर्ण में जा मिला हुआ अथवा एक होता 
हुआ भी जो.अंनेक्र भएमा dass Collection, New Delhi. Digitized by eGangotr 





४८ व्याकरणमहासाष्य 
गर्गादिबिदादिपाठात्संबृतादानां निवृत्तिः || 


गर्गादि विदादिपाठात्संव॒तादीनां निवृत्तिर्भविष्यति । 

अस्त्यन्यद्‌ गर्गाद्विदादिपाठे प्रयोजनम्‌। किम्‌! समुदायानां 
साधुत्वं यथा स्यादिति। एवं तह्यष्टादशधा भिन्नां निवृत्तकलादिकामवणस्य 
प्रत्यापत्ति वक्ष्यामि । सा तहिं वक्तव्या । 

लिङ्गार्था तु प्रत्यापत्तिः ॥ 

( वा० ) गर्गादि गण तथा बिदादि गण-पाठ से ( अनिष्ट ) संवृत आदि की 
निवृत्ति हो जायगी । 

गगोदि, बिदादि पाठ का तो ओर प्रयोजन हे । क्या ? 





( गर्गादि ) समुदायों का साधुत्व हो इसलिये । 

ऐसी अवस्था में जैसे कछादिदोप रहित अठारह प्रकार के अ की शास्त्र के 
अन्त में प्रत्यापत्ति ( =पुनः स्त्रख्प प्राप्ति) कही हे वैसे ही 'इ”, “उ' आदि के विषय 
मे भी कह दूँगा । 

तो यह प्रत्यापत्ति तुम्ह कहनी पड़ेगी ( अर्थात्‌ इससे गौरव दोष आयगा ) 1 

( वा० ) कलादि-दोषरूप छिङ्गों की निवृत्ति के लिये भी प्रत्यापत्ति रहेगी (और 
इससे अनुबन्धों के स्थान मे इन दोघां को लिङ्ग स्वीकार करने से अनुबन्धो की भी 

निवृत्ति हो जायगी, जिससे कुछ भी गौर नहीं होगा) । 





१. समुदाय से यहां गगे आदि समुदाय अभिप्रेत है। जहो . ,, गण पाठ में 
उपदेश से विशिब्टवणोनुपूर्वी का साधुत ज्ञात होता है वहां इनके अन्तर्गत अक्रार 
आदि में कलादि दोषों की झज़्यता भी प्रतीत होती है । क्योकि आचार्य ने इन्हें शुद्ध 
ही पढ़ा है, पर इतने से गाग्ये आदि अन्य समुदायों में वर्तमान अकार आदि के कल 
आदि दोषों की निश्वत्ति न हो सकेगी--ऐसा कैग्रट के अनुसार अर्थ है। नागेश इससे 
विपरीत अर्थ लेते हैं। उनका कहना है कि गर्ग आदि के गण में पाठ का प्रयोजन 
गर्ग आदि प्रकृतियों से यभ्‌ आदि प्रत्यय करके निष्पन्न गाय आदि समुदायों का साधुत्व 
बताना है, इस में चरितार्थ हुआ गर्गादि पाठ संवृत . आदि दोषों की निवृत्ति न 
कर सकेगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


प्रथम भाहिक ४९ 


लिङ्गाथी सा तर्हि भवति । तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ । 'यद्यप्येतदच्यते, अथं 
वेतर्हि अनेकमनुबन्धशतं नोच्चार्यमित्संक्षा च न वक्तव्या, लोपरच न 
चक्तव्यः । यद्ञुवन्धेः कियते तत्कलादिभिः करिष्यते । 


सिध्यत्येवम्‌, अपाणिनीयं तु भवति । यथान्यासमेवास्तु । ननु 
चोक्तम्‌-आकृत्युपदेशात्सिद्वमिति चेत्संद्वतादीनां प्रतिषेध इति। परिहत- 
मेतत्‌ -गर्गादिविदादिपाठात्संत्रतादीनां निद्चत्तिभेविष्यतीति । ननु चान्यद्‌ 


तब धातु आदि में कलादि लिङ्ग कर दिये जायें । जब यह कहा जाय तो सैंकड़ों 
अनुवन्ध नहीं लगाने पड़ेंगे, इत्संज्ञा भी नहीं करनी होगी, ( इत्संज्ञक का ) लोप भी 
नहीं कहना पडेगा । जो काये अनुबन्धों द्वारा होता हे वह ( सब ) कलादि रिङ्गों द्वारा 
किया जायगा । 

हौँ इस तरह भी इ सिद्धि हो जायगी, पर यह पाणिनीय शास्त्र के प्रतिकूल 
होगा । तो आक्कत्युपदेशात्‌ सिद्धस्‌--यह जो कहा था, वही ठीक है । अजी वही ठीक 
केले ? उसके मानने से तो प्रसक्त हुए संवृत आदि दोषों का निषेध करना चाहिये 
ऐसा कहा था । पर उसका उत्तर दिया जा चुका जब यह कहा गया--गरगादि, बिदादि 
गण पाठ से संब्रत आदि ( दोषां ) की निवृत्ति हो जाएगी। अजी वहां यह भीतो 
कहा गया था कि गगीदि, बिदादिगण-पाठ का दूसरा प्रयोजन हे । क्या? ( गगोदि ) 
समुदायों की साधता जिससे हो। अच्छा तो गर्गादि बिदादि पाठ से दोनों काये 





१. यद्यपि = यदा, जब । 

२, अथवेति = तदा, तब । 

३. जैसे अधिकार सूचित करने के लिये स्वारित चिह्न कर दिया जाता हे, वैसे 
ही आत्मनेपद के ल्यि एध शीङ्‌ आदि धातुओं को अनुदात्तेत्‌ और कित्‌ न पढ़कर 
कलदोषयुक्त पढ़ दिया जायगा । कलादात्मनेपदम्‌ ऐसा सूत्र-न्यास कर- दिया जायगा । 
इसी प्रकार स्वरितेत्‌ तथा नित्‌ धातुओं को ध्मातदोषयुक्त पढ़ दिया जायगा । तब 
भ्मातात्कतगासिनि क्रियाफले--एऐसा सूत्र-न्यास होगा । ये कलादि दोष स्ङ्ग-ूप से 
आसक्त किये गये प्रक्रिया दशा में श्रूयमाण होंगे, प्रयोग में तो अकार आदि शुद्ध ही होंगे, 
क्योकि शास्त्र के अन्त में प्रत्यापात्ति कह दी गई है । 


४. वर्ण समाम्नाय का समर्थन करते हुए जब यह कहा कि इसमें अचां और 
हलों का जातिपरक निर्देश है, तब संद्रत ( अकार में यह दोष नहीं प्रत्युत गुण ही दै) 
आदि दोष अतिप्रसक्त हुआ, इसके वारण के लिए गौरव-युक्त व्याख्यानसापेक्ष इस 
प्रकार के समस्त शास्त्र के अन्यथाकरण ( अदल बदल ) में वृर्चिकबिषभीतः सर्पेण दृष्टः 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


Das ats a का आज्या 


र व्याकरणमहाभाष्य 


गर्गादिविदादिपाठे प्रयोजनम्‌। किम्‌ समुदायानां साधुत्वं यथा स्यादिति | 
एवं तह्म॑भयमनेन क्रियते--पाठइचैच विशिष्यते, कलादयइच निवर्त्यन्ते । 
कथं पुनरेकेन यत्नेनोभयं लभ्यम्‌। ळभ्यमित्याह। कथम्‌। (छाता आप 
हेतवो भवन्ति । तद्यथा आम्राइच सिक्ताः पितरश्च श्रीणिता इति । तथा 
वाक्यानि द्विष्टानि भवन्ति--इवेतो धावति, अळस्दुसानां यातेति । 

अथवा इदं तावदयं प्रष्टव्यः -- क्वेमे संद्वताद्यः श्रू येरक्निति । 
आगमेषु। आगमाः शुद्धाः पठ्यन्ते । चिकारेषु तहि । विकारा अपि झुद्धाः 
पठ्यन्ते । प्रत्ययेषु तर्हि। प्रत्यया अपि शुद्धाः पख्यन्ते । चाठुषु ताहि । 
चातवोपि शुद्धाः पठ्यन्ते । प्रातिपदिकेषु तर्हि । प्रातिपदिकान्यपि शुद्धानि 





किए जाते हैं--पाठ भी विशिष्ट होता है (इस-इस आनुपूर्वी-विशेष वाळे गर्ग आदि 
प्रातिपदिको से यज्ञ प्रत्यय हो औरों से न हो) और कळ आदि दोप भी निवृत्त किए 
जाते हैं । म 

पर क्या एक ही यत्न से दो फलों की प्राप्ति हो सकती है ? 

हॉ, हो सकती है । 

केस ? र 

कुछ हेतु ऐसे होते हैं जो दो प्रयोजनो को सिद्ध करते हैं। (जैसे जव आम्रवृक्ष 
के मूल में बैठा हुआ मनुष्य पितृतर्पण करता है तो) आमो का सिंचन भी हो जाता है 
भोर पितरों की तृप्ति भी । इसी प्रकार वाक्य भी द्वयथैक होते हैं-र्वतो-धावति 
इस वाक्य के दो अथे ईं-कुत्ता यहाँ से दौड़ता है, इवेत गुणवाला दौडता है । 
अलम्बुसानां याता इस वाक्य के भी दो अर्थ हँ---भलम्बुस नामक देश को जानेवाला, 
बुसों को प्राप्त करन वाला समरथ है । 


अथदा इससे (आङृत्युपदेश से संत्रृतादि दोषों की प्रसक्ति वतानेवाले से) हम 
पूछते हैं कि ये संब्ृतादि कहां सुने जा सकते हैं । यदि कहो आगमो में । आगम तो 


(आचायै ने) शुद्ध पढे हें । तो विकारों (आदेशों) में सही। विकार (आदेश) भी 
शुद्ध पढ़े हैं । तो प्रत्ययां में । प्रत्यय भी शुद्ध पढे हें । तो धातुओं में। धातु भी शुद्ध 


पढे हैं तो प्रातिपदिकों मै । प्रातिपदिक भी शुद्ध पढ़े हँ । तो फिर जिन प्रातिपदिकों 


क ल वय 
(बिच्छू के विष से डरे हुए को सांप ने डसा) यह न्याय लागू होता है । 


१. गर्ग आदि र प्रातिपदिकों के अकारादि तो आचार्य के उच्चारण से 
Ne द, अपठित प्रातिपदिकों के अकारादि भी ऐसे ही शुद्ध जानने चाहिये, यह 
अभिप्राय है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





प्रथम आहिक ५१ 


पठ्यन्ते । यानि तह्यँग्रहणानि प्रातिपदिकानि । एतेषामपि स्वरवर्णाजुपूर्वी- 
ज्ञानार्थं उपदेशः कर्तव्यः। शशः षष इति मा भूत्‌। पलाशः पलाष इति 
मा भूत्‌। मञ्चको मञ्जक इति मा भूत्‌। 

आगमाइच विकाराइच प्रत्ययाः सह धातुभिः । 

उच्चायन्ते ततस्तेषु नेमे प्राप्ताः कलादयः ॥ 


इति प्रथमं पस्पशाह्िकम्‌ ।। 





क्रा विधिवाक्यों में उद्देश नहीं किया है (उनमें)। उनका भी स्वर और वर्णानुपूर्वी 
के ज्ञान के लिए सङ्ग्रह इष्ट है, ताकि शश के स्थान में पष, पलाश के स्थान में 
पाष, सञ्चक के स्थान मे भञ्जक न हो । 
आगम, आदेश, प्रत्यय और धातु--प्रे सभी शुद्ध उच्चारण किए हैं, अतः 
इन कलादि दोषों का प्रसङ्ग ही नहीं ॥ 
यहां पस्पशा नामक प्रथम आहिक समाप्त हुआ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





द्वितीय आहिक का संक्षिछ सार 


इस आहिक के अइ उ ण्‌ ॥१ १.१॥ इस सूत्र स लकर झभ त ॥१.१.८॥ 
इस सूत्र तक विभिन्न विषयो पर शक्का समाधान सहित विचार किया गया है। क्रमशः 
प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये हैं-- 

अइउण्‌ 

१. प्रक्रिया दशा में अकार विद्वत है यह अ अ (८।४।६०) सूत्र से ज्ञापित करके 
वित्रृतोपदेश के प्रयोजन बताये हैं। 

२. अस्य च्वौ इत्यादि अनुवृत्तिनिदेशों के अकार को सवत्र एक मान कर अणू | 
सिद्ध किया है। 

३. अकार को एक मानने मै प्राप्त दोषों का समाधान किया है । फिर व्यक्ति 
पक्ष में अकार की भिन्नता दिखा कर आकृतिपक्ष में सवत्र एक अकार सिद्ध क्रिया है । 

ऋ लक्‌ 

लकारोपदेश का प्रयोजन बताकर वार्तिककार न ळकार का खण्डन कर दिया है। 
किन्तु भाष्यकार न अशक्तिजानुकरणार्थ ळकारोपदेश को माना है। 

एओङ्‌,ऐऔच 

१, एत्‌ ओत्‌ ङ, ऐत्‌ औत्‌ च॒ इस प्रकार तपरनिदेशायुक्त सुत्रन्यास का खण्डन 
करके ए ओ छ्‌, ऐ औ च यही न्यास निदोष सिद्ध किया है । 

२. वण ग्रहण में वर्णकदेशों का ग्रहण नहीं होता यह सिद्ध करते हुए उस पक्ष 
में प्राप्त दोषों का समाधान किया है । 

हयवरट्‌ 

१. हयवरट्‌ और हल्‌ यहाँ हकार के दो बार उपदेश का प्रयोजन बताकर 
हयवरट्‌ इस न्यास को निर्दोष सिद्ध किया है । साथहीहरयवट्‌ इस न्यास में 
दिए गए दोषों का समाधान भी कर दिया है। 

२. अयोगवाहां का लक्षण तथा उदाहरण देकर उनके पाठ का प्रयो जन बताया है । 

३. वणो की अर्थवत्ता और अनथंकता पर विचार करते हुए धातुःप्रातिपदिक- 
प्रत्ययनिपातस्थ वर्णो को अर्थत्रान्‌ सिद्ध किया है । | 

१४० प्रत्याहारों मे अनुबन्धों का ग्रहण नहीं होता यह बताकर अणुदित्सूत्र मे 
अण ग्रहण का प्रयोजन बताया है। 

ल्णु 
अइ उ ण्‌ और ण्‌ मै दो बार णकार अनुबन्ध लगाने का प्रयोजन बताते 
हुए व्याख्यानतो विशषप्रतिपत्तिनेह्दि सन्देहादलक्षणम्‌ यह परिभाषा ज्ञापित की है । 
ै जम ढूणन म्‌, झ मन्‌ 
ज म ङ ण न मू में मकार अनुबन्ध का खण्डन किया है। अक्षर शब्द की व्युत्पत्ति 


दिखा कर उसका अर्थ किया है । साथ ही अक्षर समाम्नाय दे > 
के ज्ञान से स्वरीप्रा 
फल का निर्देश भी किया हे १ | Se 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





अथ ह्वितीयाहिकम्‌ 
अइउण्‌ ॥१॥ 
अकारस्य विवृतोपदेश आकारग्रहणाथे: ॥१॥ 


अकारस्य विद्वतोपदेशः कर्तव्यः । कि प्रयोजनम्‌ । आकारग्रहणार्थः । 
अकारः सवणंग्रहणेनाकारमापे यथा ग्रहूणीयात्‌ । कि च कारणं न ग्रहणीयात्‌। 
विवारभेदात्‌ । किसुच्यते विवारभेदादिति, न पुनः कालभेदादपि । यथेव 
ह्ययं विवारभिन्नः, एवं काळभिन्नोपि । सत्यमेव तत्‌ । वक्ष्यति-तुल्यास्य- 
प्रयत्नं सवर्णम्‌ इत्यत्रास्यश्र हणस्य प्रयोजनम्‌ आस्य येषां तुल्यो देशाः प्रयत्नश्च 


अइउण्‌ ॥१॥ 

( वा० ) अकार विद्वत उपदेश करना चाहिये, आकार के ग्रहण के लिये । 

अकार का वित्त उपदेशा करना चाहिये । क्या प्रयोजन है? आकार के 
ग्रहण (बोधन) के लिय । ताकि अकार अपने सवणे के ग्रहणद्वारा आकार का भी ग्रहण 
कराये । क्या कारण है कि ग्रहण नहीं करायेगा ? विद्वृत-प्रयत्न रूप भद से। विवृत- 
प्रयत्न-भद्‌ से---ऐसा क्यों कहते हो, कालभेद से भी-- ऐसा क्यों नहीं कहत ? जैसे 
यह आकार विवृत होने से भिन्न हे वेसे ही काल से (द्विमात्रिक होने से) भी भिन्न है। 
ठीक है, पर आचाथे तुल्यास्यप्रयलं सवर्णम्‌ इस सूत्र में आस्य-ग्रहण का प्रयोजन बताते 
हुए कहेंग--जिनके आस्य ( मुख ) में स्थान ओर प्रयत्न समान हैं वे ( आपस में ) 
सवर्णसंज्ञक होते हैं । काळ तो आस्य से बाहर हे । अतः कालभेद होते हुए भी 
उ;कार आकार का ग्रहण करा देगा, पर विद्वृतरूप प्रयत्नभेद के कारण नहीं करा सकेगा। 


१. यहां अ इ उ आदि वर्णा के अर्थवान्‌ होने पर भी अर्थवत्ता की विवक्षा न 
होने से उन से परे सु आदि विभक्ति की उत्पत्ति नहीं की गई है। आद्गुणः आदि अच्‌ 
सन्धि भी इसी लिये नहीं होती कि वर्णापदेशकाळ में अभी अच्‌ आदि संज्ञाओं की निष्पत्ति 
नहीं हुई । जब तक पहले पृथक्‌ २ वणे नहीं पढ़े जायेंगे तब तक अच्‌ आदि प्रत्याहार ' 
कैसे बनेंगे! और जब तक अजादि प्रत्याहार नहीं चन जाते तब तक आद्गुणः आदि की 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 

२. अकार लोक में संत्रत ही हे, पर शास्त्र प्रक्रिया मै जब तक इसे वित्रृत न 
माना जाय, काम नही चल सकता । प्रयलभेद के कारण अ और आ की सवर्ण संज्ञा 
न होगी, और इस लिये । अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ( १।१।६९ ) इस ग्रहणक शास्त्र 
की प्रशृत्ति होने से अस्य च्वौ ( ७४३२ ) इत्यादि में अ से आ का ग्रहण (बोध) 
नहीं होगा । जिससे गङ्गी भवति इत्यादि रूप की सिद्धि न होगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


५३ व्याकरणमहाभाष्य 


त सवर्णसंज्ञा भवन्तीति । बाह्याइच पुनरास्यात्कालः । तेन स्यादेच काळ- 
भिन्नस्य ग्रहणम्‌, न पुनर्विचारभिन्नस्य । 

किं पुनरिदै विद्रतस्योपदिइयमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते, आहो- 
स्वित्संवृतस्योपदिद्यमानस्य विद्वतोपदेशश्रोद्यते । विद्वुतस्थोपद्र्यम/नस्य 
प्रयोजनमन्वाख्यायते । कथं ज्ञायते। यदयम्‌--अ अ डत इत्यकारस्य 
विवृतस्य संवृतताप्रत्यापत्ति शास्ति । 

नैतद्स्ति ज्ञापकम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । 
किम्‌ । अतिखट्वः, अतिमाल इत्यत्रान्तर्यतो विद्ृतस्य विदृतः पाप्नोति, 


यहाँ (इस वार्तिक मै) क्या समझा जाय--क्या किये हुए विद्वतोच्चारण का प्रयोजन 
बताया जा रहा है अथवा संव्ृतोञ्चारण के स्थान में विवृतोच्चारण करना चाहिये यह 
कहा जा रहा है ? किये हुए विवृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा दै । यह केसे 
: जाना जाय? इससे कि आचाय (शास्त्र के अन्त में) अ अ इति सूत्र के द्वारा 
विवृत अकार को पुनः संवृत गुण की प्राप्ति का विधान करते हैं । 
यह कोई इस बात का ज्ञापक नही। अ अ इति इस वचन का कोई और 
प्रयोजन है । 

क्या? 

अतिखट्वः, अतिमालः यहाँ सरशतम आदेश विवृत के स्थान में विवृत प्राप्त 


१. काळ के विषय में कई मत हैं, पर मुख्य दो हैं-- 

(१) क्रिया ही काल है । 

(२) क्रिया से अतिरिक्त क्षण समूह काल है । किसी वस्तु के अन्द्र होनेवाली 
क्रिया को दूसरी वस्तु की क्रिया परिच्छिन्न करती है । यहां दूसरी बाह्य वस्तु की अपेक्षा 
करने से काल को बाह्य कहा गया है । जैसे निमेष आदि क्रिया के भेद से मात्रा आदि काळ 
कहा जाता है। 

अथवा नाभि प्रदेश में ही किए गए विशिष्ट प्रयत्न (वायु-की अल्पता, अधिकता) 
से हस्व, दीधे रूप काल की अभिव्यक्ति होने से और नाभि आस्य (मुख ) से बाह्य है इस 
कारण से भी काल को बाह्य कहा है।. 


२. यह अष्टाध्यायी का अन्तिम सूत्र है। इसमें प्रथम अ उद्देश्य 
द्देश्य है और 
द्वितीय विधय है । अर्थ यह है कि अभी तक प्रक्रिया (प्रयोग साधना) के निमित्त इस 
अष्टाध्यायी शास्त्र में जो हस्व अ विद्वत माना गया था, वह प्रयोग-दशा में सवत्र संदृत 


होता है ऐसा समझना चाहिए । इसी लिए पूवे के विवृत होने 
रत से और उससे उत्तरवर्ती 
द्वितीय अ के संदृत होने से प्रयत्नभेद के कारण सवर्ण दीप एकादेश नहीं हुआ । कक 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आद्विक ५५ 


संदृतः स्यादित्येचमर्था प्रत्यापत्तिः' । नेतद्स्ति। नेव लोके न च वेदेऽकारो 
विद्युतोस्ति। कस्तर्हि। संत्रतः। योस्ति स भविष्यति। तदेतत्प्रत्यापत्तिवचनं 
ज्ञापकमेव भविष्यति विद्वतस्योपदिइयमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायत इति । 
कः पुनरत्र विशेषः। विद्वृतस्योपदिऱ्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायेत, 
संत्वतस्योपदिइ्यमानस्य वा विद्जृतोपदेशङचोदेतेति। न खलु कदिच- 
द्विशेषः। आहोपुरुषिकामात्री तु । भवानाह-संद्वतस्योपदिच्यमानस्य 
विद्वुतोपदेशइचोचद्यत इति । वयं तु ब्रूमो--विद्वतस्योपद्दियमानस्य प्रयो- 
जनमन्वाख्यायत इति। 


होता है, संवृत हो, अतः आचाय ने प्रत्यापत्ति का विधान किया है। नहीं, ऐसा 
नदीं । न तो लोक मे ओर न ही वेद मे अकार कहीं बित्त हे । 
तो केसा ? 

संदृत । जो है वही तो (आदेशरूप में) होगा । 

इसलिए यह अ अ इति रूप प्रत्यापत्ति. का शासन इस बात का ज्ञापक ही 
रहेगा कि किए गणु वित्रृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है । 

इसमें क्या भेद है--किए गए वित्रृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है ऐसा 
मानें अथवा संबृतोच्चारण किए गए के स्थान में विद्रृतोच्चारण करना चाहिए, ऐसा ? 

कुछ भी भेद नहीं । अभिमानमात्र है। आप कहते ऐं--किए गए संबृतोच्चारण 


के स्थान में विवृतरोच्चारण करना चाहिए, हम कहते हँ--किए गए - विवृतोच्चारण 
का प्रयोजन बताया जा रहा है । 


१. ज्ञापक का खण्डन करने के लिए कहते हैं कि इस अ अ रूप प्रत्यापत्ति का 
और प्रयोजन है और प्रयोजन रहते ज्ञापक होता नहीं । प्रयोजन यह हे कि अतिखट्वः 
आदि प्रयोगों में जहां गोस्त्रियोरुपसमनस्थ (१।२।४८) से दीघे आकार को हस्व होता है 
वहां वह हस्व संत्रत हो, स्थानी आ के विश्वत होने से आन्तरतम्य (सदृशतम होने से) 
उसके स्थान में हस्व अ वित्रृत न हो जाय । अतः अकार का आचार्य ने वित्रृत-युण-युक्त 
उपदेश किया है इसमें कोई ज्ञापक नहीं। यदि कहो कि अकार के विद्वत उपदेश के 
बिना अकार और आकार का सावर्थ्य न होने से आकार के अच्‌ न होने पर अतिखट्वः 
के आकार को हस्व प्राप्त ही नहीं ( इसलिए आचाये ने अकार का विव्रृतोपदेश किया है 
ऐसा मानना होगा) तो इसका उत्तर यह है--उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः (७।३।४६) 
इस ज्ञापक से सिद्ध होता है कि आकार को भी हस्व होता हे । क्योंकि उदीचामातः० यह 
सूत्र आकार के स्थान में हुए हस्व अकार को इत्व विकल्प करता है । 

२. अदो अह पुरुष इत्यहोपुरुषः । मयूरव्यंसकादि समासः । तस्य भाव आह्वे 
पुरुषिका । मनोज्ञादि होने से बुञ्‌ । अथे--अहंकार । 











CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


७६ व्याकरणमहा भाय 


तस्य विवृतोपदेशादन्यत्रापि' विद्वतोपदेशः सबणग्रहणार्थः ॥२॥ 

तस्यैतस्याक्षरसमाम्नायिकस्य विव्ृतोपदेशादन्यत्रापि विद्वतोपदेशः 
कर्तव्यः । क्वाउन्यत्र । धातुप्रातिपद्किप्रत्ययनिषपातस्थस्य । किं प्रयोजनम्‌ । 
सवर्णग्रहणार्थः । आक्षरसमास्नायिकेनाऽस्य ग्रहणं यथा स्यात्‌ । किच 
कारणं न स्यात्‌ । विवारभेदादेव । आचार्यप्रवृत्तिशॉपयति--भवत्याक्षर- 
समाम्नायिकेन धात्वादिस्थस्य ग्रहणमिति । यद्यम---अकः सवण दीः’ 
इति प्रत्याहारेष्को ग्रहणं करोति । कथं कत्वा ज्ञापकम्‌ । न हि द्रयोराक्षर- 
समाम्नायिकयोर्युगपत्समवस्थानमस्ति । नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । 











2०७०. 2. mw = = 





पिं खिमा 


( वा० ) इस अकार का यहां ( प्रत्याहार सूत्र में ) विदृतोपदेदा से अन्यत्र भी 
विवृतोपदेश करना चाहिए, सवर्ण ग्रहण के लिए । 

इस अकार का जैसे अक्षरसमाम्नाय में विवृतोच्चारण किया है वैसे ही अन्यत्र 
भी करना चाहिये । 

अन्यत्र कहाँ ? 

धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय तथा निपात में श्रयमाण अकार का । 

क्या प्रयोजन ? 

सवणे ग्रहण के लिये । 

अक्षर समाम्नाय वाला अकार इस दूसरे अकार का ग्रहण करा सके । 

किस कारण ग्रहण नहीं करा सकता ? | 

विवृतरूप प्रयत्न भेदसे। 
आचाये का व्यवहार ज्ञापन करता है कि अक्षरसमाम्नाय वाला ( विद्वत ) 
भकार धातु आदि में वर्तमान ( संब्ृत ) अकार का ग्रहण कराता ही है। क्योंकि 
आचायै अकः सवर्णे दीधः इस सूत्र में प्रत्याहार के रूप में अक्‌ का ग्रहण करता है । 

यह केसे ज्ञापक बनता हे ? | 

अक्षर-समाम्नाय-स्थित दो अकारों' की एक ही काल में सह-स्थिति का 
सभव नहीं। ॒ 
यह कोई ज्ञापक नहीं । 





| 1. अन्यत्र धातु आदि में। पड़े हुए धातु आदि का अकार जो कि (व्यक्ति पक्ष 
में उच्चारण-उच्चारण में वर्णभेद होने से) अक्षरसाम्नाय वाळे अकार से भिन्न है उसके 
विषय में भी विद्वतत्व की प्रतिज्ञा करनी चाहिये, क्योंकि वह आचार्य ने संत्रृत ही ना हे । 

२. अक्षर समाम्नाय के अकार का वित्रृतोपदेश होने पर भी ( व्यक्तिपक्ष में ) 
तदाभेन्न प्रयोगस्थ अ तो संत्रृत ही रहा, प्रयत्न-भेद के कारण अक्षरसमाम्नायस्थ 
अ इसका ग्रहण न करा सकेगा, सा इसे भी कार्यार्थ विवृत करना चाहिए । इस पर 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





पा -> -*. - - कक» अमन “> - >>> 


द्वितीय आद्विक uy 


अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌। किम्‌। यस्याक्षरसमास्नायिकने 
ग्रहणमस्ति तदर्थमेतत्स्यात्‌-खट्चाऽऽढकम्‌ , मालाऽऽढकमिति । सति 
प्रयोजने न ज्ञापकं भवति । तस्माद्विवृ तोपदेशाः कर्तब्यः। क एप यत्नश्चोद्यते 
चित्वतोपदेशो नाम । विद्वतो वोपदिइ्येत संद्वतो वा । को न्वत्र विशेषः । 
स एष सर्वे एवमर्था यत्नः क्रियते-यान्येतानि प्रातिपदिकान्यग्रहणानि 
तेपामेतेना भ्युपायेनोपदेशाङचोद्यते, तदू शुरु भवति । तस्माद्‌ वक्तव्यं धात्वा- 
दिस्थङ्च विद्वुत इति । 


दीधप्लुतवचने च संब्ृतनिबृत्त्यथः ॥ ३ ॥ 





= 





इस ( अकः सवर्णे दीर्घः ) वचन से अक्‌ ग्रहण का कोई ओर प्रयोजन है। 

क्या ? 

जेस ( आ ) का इस अक्षर-समाम्नाय वाले हस्व ( विदत ) अ से ( सवर्णता 

के कारण) ग्रहण होता हे उसके लिये यह अक्‌ ग्रहण चरितार्थ हे । (जेसे) खट्वाढकम्‌ , 
मालाठकम्‌ ( यहाँ खट्वा आढकम्‌, माला आढकम्‌ दो ( विवृत अत एव सवणे ) आकारां 
के स्थान में सत्रण दीधे एकादेश हुआ ) । जब प्रयोजन सिद्ध होता हो, तो ज्ञापक 
नहीं बनता । इस लिये धातु आदि में का अकार विवृतोच्चारण करना चाहिये । 

विवुत उच्चारण करना चाहिये इसमें वार्तिककार का क्या अभिप्राय हे ? 

सूत्र अथवा गणो में पढ़े हुए धातु आदि में आये हुए सभी अवर्णो को आचार्य 
पाणिनि विवृत पढ़ देंगे, विवृत पढ़ें अथवा संवृत, प्रयास का तारतम्य कुछ भी होने से . 
गौरव-लाघव कुछ भी नहीं । सो यह यत्न इस लिये किया जा रहा है कि जिन शश 
पलाश, मञ्चक आदि प्रातिपदिकों को किसी सूत्र व गण में नहीं पढ़ा हे उनके भी 
अकार का इस उपाय से विवृत उच्चारण विधान किया जा रहा है, अन्यथा स्वतन्त्र 
रूप से एथक्‌-एथक्‌ उनका उच्चारण करने से गौरव होता । इस लिये ( लाघव के लिये ) 
धातु आदि में के अकार का विवृत उच्चारण करना चाहिये ऐसा वचन अपेक्षित है । 

( चा० ) दीध आर प्लुत ( आदेश ) विधान में भी संवृत की निवृत्ति के 
लिय धातु आदि में वर्तमान अ का विवृत उपदेश करना चाहिये । 


कहते है कि एक लौकिक प्रयोग में एक साथ दो तो क्या एक भी अक्षर समाम्नायस्थ 
अ दुलभ है, पर आचार्य ने अकः सवर्णे दीधः ( ६।१।१०१ ) सूत्र में से प्रारम्भ 
करके अक्‌ प्रत्याहार पढ़ा है। अक्‌ का अ अक्षरसमाम्नायस्थ अ हे, ककार रूप चिह्न के 
होने से, सो यह प्रतिज्ञा से विद्वत है । इसका धात्वादिस्थ अ सवणे तभी हो सकता हे जब 
' कि वह भी इसी प्रकार विद्वत हो । यदि वह आचार्ये को वित्त अभिप्रेत नहीं था, तो अक्‌ 
प्रत्याहार के स्थान में इक्‌ प्रत्याहार पढ़ते । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





७८ व्याकरणसहा भाज्य 


दीर्घप्लुतवचने च संदृतनिवृत््यथो विद्वतोपदेशः आ दीर्घ- 
प्छुतो संती मा भूतामिति। बृक्षाभ्याम्‌, देवदत्ता २ हात्‌ नन छाक न च 
वेदे दीर्घप्लुतौ संड॒तै स्तः । को तर्हि । विद्वती । यो स्तस्तौ भविष्यतः । 

स्थानी प्रकल्पयेदेतावचुस्वारो यथा यणम्‌ 

संवृतः स्थानी संवृती दीर्घप्लुती प्रकल्पयेत्‌ । अनुस्वारो यथा यणम्‌। 
तद्यथा- सँय्यन्ता, सँव्वत्सरः, यँल्लोकम्‌, तँस्लोकम्‌ इति । अनुस्वारः 
स्थानी यणमजुनासिकं प्रकल्पयति । विषम उपन्यासः । युक्त यत्सतस्तत् 
प्रक तिर्भवति । सन्ति हि यणः सानुनासिका निरनुनासिकाइच । दीर्घप्लुतौ 
पुनर्नेव लोके नेव च वेदे संब्रतौ स्तः। कौ तर्हि । विद्वतो। यौ स्तस्तौ 
भविष्यतः । एवमपि कुत एतत्‌-तुल्यस्थानौ प्रयत्नभिन्नौ भविष्यतः, न 
पुनस्तुल्यप्रयत्नौ स्थानमिन्नौ स्याताम्‌, ईकार ऊकारो वेतिं । वक्ष्यति 
स्थानेन्तरतम इत्यत्र स्थाने इत्यजुवर्तमाने पुनः स्थानेग्रहणस्य प्रयोजनं 
यत्रानेकविधमान्तर्य तत्र स्थानत एवान्तर्य वलीयो भवतीति । 


इस लिये कि ( हस्त अ के स्थान में ) किये हुए दोघे और प्लुत कहीं संब्ब॒त 
न हो जॉय । बृक्षाभ्याम्‌ ( वृक्ष भ्याम्‌), देवदत्ता ३ ( देवदत्त ३ )। ( परन्तु यह 
. कोई प्रयोजन नह ) क्योकि न लोक में और नहीं वेद में दीधे और प्लुत संबृत होते 
हें । तो केसे होते हैं ? विवृत । जैसे होते हैं पैसे आदिष्ट होंगे । 

पर संबृत स्थानी अपने सरश संवृत दीधे ओर प्लुत की कल्पना कर लेगा, 
जैसे अनुसार अपने सदश अनुनासिक यण्‌ की। जैसे--सैंय्यन्ता ( संयन्ता ), 
सँच्वत्सरः ( संवत्सरः ), यँल्छोकम्‌ ( यं लोकम्‌ ), तँल्लोकम्‌ ( तं लोकम्‌ ) इत्यादि में 
अनुस्वार ( जो अनुनासिक के स्थान में हुआ हे ) अपने स्थान में अनुनासिक यण 
(यव ल ) की कल्पना करता हे । यह दृष्टान्त ठीक नहीं । जो विद्यमान ( सिद्ध ) है 
उसकी कल्पना तो युक्त है । यण्‌ ( य व ल--दोनों ) प्रकार के प्रसिद्ध हैं, पर दीधे व 
प्छुत कहीं भी संब्ृत नहीं, न लोक में, न वेद में। तो केसे हैं ? 

विवृत । 
जेसै हैं वैसे होंगे । 


ऐसा होने पर भी यह क्योकर है कि हस्व (संवत) अ के स्थान में तुल्य स्थान (कण्ड्य) 
पर भिन्न-प्रयत्न वाळे ( अर्थात्‌ विवृत ) दोघे और प्छुत आकार तो होते हैं, तुल्यं प्रयत्न 
वाले पर भिन्न-स्थान वारे इंकार अथवा उकार नहीं ? ( उत्तर )-- 


स्थानेऽन्तरतमः इस सूत्र में आचार्य कहँगे--स्थाने पद की ( षष्ठी स्थाने योगा 
इस सूत्र से ) अनुबृत्ति आने पर भी फिर स्थाने ग्रहण का प्रयोजन यह है कि जहाँ 
So म य की म 


१. य्वृतः संवृता अन्यत्राभवसाम्नः यह वचन किन्ही सामग आचार्यो का है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक ५९ 


तत्रानुदृत्तिनिर्देश सवणाग्रहणमनण्त्वात्‌ ॥ 
तचरानुद्वत्तिनिदेशो सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति अस्य च्वौ, यस्येति 
च । किं कारणम्‌ अनण्त्वात्‌। न ह्योतेऽणः, ये$नुवृत्तो । के तर्हि। येऽक्षर- 
समसास्नाय उपदिच्यन्ते । 
एकत्वादकारस्य सिद्धमै ॥ 
एकोऽयमकारो यञ्चाक्षरसमास्नाये यश्चालुद्रत्तौ, यइच धात्वादिस्थः । 
अनुबन्धसङ्करस्तु ॥ 


नाना प्रकार का साद्ठ्य हो वहां स्थान-कृत सादृद्य बलवत्तर होता है । 

(वा०) तो भी साक्षात्‌ शास्त्र-प्रवृत्ति के अनुकूल सूत्र-निदेंश ( अर्थात्‌ 
प्रत्याहार-रहित ) मै सवणे का ग्रहण नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह निर्देश, अण्‌ नहीं । 
जैसे, अस्य च्वौ सूत्र मे निर्दिष्ट इ अ से सवणे दीधे ई और आ का ग्रहण न हो सकेगा, 
तथा यस्येति च सूत्र में निर्दिष्ट इ अ से सवणे दीधे ई और आ का ग्रहण न हो सकेगा । 
इन सूत्रों में उच्चारण किए हुए अ, इ अण्‌ नहीं । अण्‌ से अक्षर-समाम्नाय में उपदि अ 
इ उ इत्यादि का ग्रहण होता है । 

( वा० ) अकार के एक होने से इष्ट सिद्धि हो जाएगी (अर्थात्‌ उक्तदोष नहीं 
आएगा) । 

जो अकार अक्षर समाम्नाय में है, जो प्रत्याहार-रहित सूत्रनिर्देश मै, जो धातु 
आदि में है, वह सब एक ही हैं । 

( वा० ) पर ऐसा होने से अनुबन्ध-सङ्कर प्राप्त होता हे । 


उनके मत में इकार ऊकार भी संत्रत प्रयत्न वाले होते हैं। इस लिए संत्रत अकार के 
स्थान में संत्रत ईकार ऊकार प्राप्त होते हें । जैसे संवृत अकार के स्थान में तुल्य स्थान 
वाले भिन्न प्रयत्न वाले दीघे प्त अकार प्राप्त होते हैं वैसे तुल्य प्रयत्न वाले भिन्न 
स्थानवाले ईकार ऊकार क्यों न हो जावें यह प्रश्‍न है ॥ 

१. अनुबृत्तिनिर्देशः -- वृत्तिमनुगत इत्यनुवृत्तिः । अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थ 
द्वितीयया इससे प्रादिसमास, अनुब्रृत्तिरैचासौ निर्देशइच = अनुवृत्तिनिर्देशः । त्रत्ति = 
शास्त्रप्रतृत्ति, उसके अनुकूल निर्देश, जहां प्रत्याहार का आश्रयण न करके वर्णो का लक्ष्य- 
संस्कार के लिए सीधा उच्चारण है, जैसे अस्य च्वौ (७।४।३२) में अ का । 

२. अस्य च्वो-- इस में जो भ पढ़ा है यह अण्‌ नहीं, जैसे आ अण्‌ नहीं वैसे 
ही अ भी नहीं, क्यों प्रति उच्चारण में वर्णभेद होता है ऐसा व्यक्तिपक्ष में माना जाता 
है । प्रत्याह्दारस्थ क्‌ ( जैसे अक्‌ में, ण जैसे अण्‌ में) आदि से अक्षरसमाम्नायस्थ अ का 
अनुमान हो जाता है, पर अस्य च्वौ में तो वैसा चिह नहीं है । 

३. अकार, इकार आदि नित्य व्यक्तियां हैं, एक ही अ व्यञ्जक-वनि-भेद से 
भिन्न सा भासता है, जैसे एक ही मुख आदि खन्न, तैल, आदश (दपर्ण) में प्रतिब्रिम्बभेद 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





६० व्याकरणमहाभाष्य 


अनुबन्धसंकरस्तु प्राप्नोति । ` कर्मण्यण्‌ आतो$नुपसर्ग कः, इति 
केऽपि णित्कृतं प्राप्नोति । 
एकाजनेकाज्प्रहणेषु चाच्चुपपात्तिः ॥ 
एकाजनेकाज्य्रहणेषु चानुपपत्तिर्भवति । तत्र को दोप :। किरिणा गिरिः 
णेत्येकाज्ळक्षणमन्तोदात्तत्वं प्रामोति । इह च घट्न तरात घाटक इात 
द्रयज्ळक्षणष्टन्‌ न प्राप्नोति। _ 
द्रव्यवच्चोपचाराः || 
द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति। तद्यथा द्रव्येणु नेकेन घटेनानेको 
युगपत्कार्य करोति । एवमिममकारं नानेको युगपदुच्चारयेत्‌ । 
विषयेण' तु नानाळिङ्गकरणा/स्सिद्धम्‌ ॥ 





अर्थात्‌ अ के एक होने से एक अनुबन्ध के कार्य के साथ साथ दूसरे अनुवन्ध 
के निमित्त से कार्यान्तर भी प्रसक्त होता है, जैसे क प्रत्यय का अ और अण प्रत्यय 
का अ यदि एक ही है तो आतोनुपसगे कः, की प्रवृत्ति होने पर गोद रूप बनेगा और 
स्त्रीत्वविवक्षा में डीप्‌ होगा नकि टाप, कारण कि क का अ इत्संज्ञक णकार वाला 
भी हे ऐसा समझा जाएगा। इतना ही नहीं णित्त्व के कारण आतो युक--से युक्‌ 
आगम भी प्राप्त होता हे । 

( वा० ) जिन सूत्रों में एकाच्‌ अनेकाच का--निमित्त रूप से ग्रहण किया है 
उनमें इए रूप की असिद्धि रहेगी । 

इससे यह दोष आयगा कि किरिणा, गिरिणा यहां एकाच हो जाने से विभक्ति 
अन्तोदात्त हो जाएगी और घटेन तरति घरिकः यह रूप न बन सकेगा, कारण कि 
ठन्‌ प्रत्यय द्वयच्क से विधान किया है, पर यहां अ व्यक्ति के एकत्व के कारण घट 
शब्द एकाच हो जाएगा । 

( वा० ) अकार के साथ द्रब्य का-सा व्यवहार प्राप्त होता हे । जैसे द्रव्यो 5 
विषय में ऐसा हैकि अनेक लोग एक ही घट से एक ही समय में कार्य नहीं करते । इसी 
तरह अनेक लोग इस एक अकार को एक साथ उच्चारण न कर सकेंगे । 

( वा० ) विषय विषय में जो आचाय अकार के साथ भिन्न-भिन्न लिङ्ग 


>, 
से नाना भासता है। अतः सब भ अण्‌ ही, है । अतः सर्वत्र ग्रहणक शास्त्र (अणुदित्सवणेस्य 
चाप्रत्ययः) की प्रबृत्ति होगी । यह व्यक्ति-स्फोट वादी सिद्धान्त्येकदेशी का मत है। 

१. वार्तिककार ने विषयत्व-रूप सामान्य को लेकर और अधिकरणत्व के स्थान 
में करणत्व की विवक्षा कर विषयेण यह तृतीया-एक वचन का प्रयोग किया हे, भाष्यकार 


विषय-भेद्‌ को दृष्टि मे रखकर अधिकरणता का बोध कराने के लिए विषये-ऐसा, प्रयोग 
करते हैं । : 


CC-0. Prof. Satya ४101 Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक ६१ 


यद्यं विषये विषये नानालिङ्गमकारं करोति--करमण्यण, आतोनुप- 
सगे कः, इति तेन ज्ञायते नानुवन्धसङ्करोस्तीति। यदि हि स्यान्नानालिङ्ग- 
करणमनर्थकं स्यात्‌ । एकमेवायं सर्वगुणसुच्चारयेत्‌ । नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । 
इत्संज्ञाप्रकत्हप्त्यर्थमेतत्स्यात्‌ । न ह्ययमनुवन्धेः शल्यकवच्छ्क्य उपचेतुम्‌ । 
इत्संज्ञायां हि दोषः स्यात्‌। आयस्य हि द्वयोरित्संज्ञा स्यात्‌ । कयोः । 
आद्यन्तयोः । एवं तहि-- 

विषयेण तु पुनलिङ्गकरणात्सिद्धम्‌ ॥ 

यद्यं विषये विषये पुनर्ङिङ्गमकारं करोति-प्राग्दीव्यतो ऽण्‌, शिवादि- 
भ्योण्‌ इति । तेन ज्ञायते नाजुवन्धसङ्करोस्तीति। यदि हि स्यात्पुनर्लिङ्ग 
करणमनर्थकं स्यात्‌ । 

अथवा पुनरस्तु 





जोड़ता है, जैसे कर्मण्यण्‌ इसमें ण आतोनुपसर्गे कः--इसमें क्‌, इस से जानते हैं कि 
एक ही स्थळ में नानाऽनुवन्ध-निमित्तक कार्या का साङ्गयै नहीं होगा । यदि यह साङ्कये 
हो जाय, तो भिन्न-भिन्न लिङ्ग लगाना व्यर्थं हो जाए । एक अकार को सभी अनुबन्धा 
सहित पढ़ दे। यह कोई ज्ञापक नहीं । नानालिङ्गो (अनुबन्धो) का लगाना इत्संज्ञा की 
सिद्धि के लिए चरितार्थ रहेगा । एक ही अकार को राव्यक (सेहा जो ऊपर नीचे कांटा 
से ढपा हुआ होता है) की तरह अनुबन्धा से ढांपा नहीं जा सकता, कारण कि इत्संज्ञा 
में दोष आएगा । यत्न करने पर दो की इत्संज्ञा हो सकेगी । आदि ओर अन्त के हला 
की । अच्छा तो--- 

(वा०) विघय-वियय में जो आचाय अकार को बार-बार एक ही लिङ्ग (अनुबन्ध) 
से युक्त करते हैं, जैसे प्राग्दीव्यतोऽण्‌-- यहाँ और फिर शिवादिभ्योऽण्‌ -- यहां भी, 
इससे जानते हैं कि अनुबन्ध-सकर नहीं होता । यदि हो तो बार-बार एक ही लिङ्ग 
को लगाना व्यर्थ हो जाय । 

अथवा फिर वही पहले पढ़ा हुआ-- 





१. गुण से यहां अनुबन्ध विवक्षित है । अनुवन्ध कार्य करने के लिए आश्रित 
कये जाते हैं, अतः उपकारक होने से गुण शब्द से व्यपदिष्ट किए जाते हैं । सर्वगुणम्‌ = 
सर्वानुबन्धम्‌ । कर्मण्यण्‌ न कह कर कमणि कण्ट्‌ ऐसा कहे । 

२. आयम्य, यत्न कर। आङ यम्‌ का अर्थ खींचना, लम्बा करना होता है । यत्न 
करना गौणार्थ हे । कण्द्‌ इस अनुवन्ध समुदाय के आदि क्‌ की लशक्वतद्धिते (१।३।८) 
` से इत्संज्ञा हो जायगी, अन्त्य द्‌ की हलन्त्यम्‌ (१।३।३) २ ट्त्संज्ञा हो जाएगी, पर बीच 
कें ण्‌ की तो किसी शास्त्र से इत्संज्ञा न हो सकेगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६२ व्याकरणमहाभाप्य 


विषयेण तु नानालिङ्गकरणास्सिद्धम्‌ ॥ 
इत्येच। ननु चोक्तम्‌-इत्संश्ञाप्रक्लप्त्यर्थमेतत्स्यादिति । नेष दोषः । 
लोकत एतत्सिद्धम्‌। तयथा लोके कदिचिदेवं देवद्त्तमाह-- बट 
इह मुण्डो भव, इह जटिलो भव, इह दिखी भवेति। यल्लिङ्गो यचोच 
तल्लिङ्गस्तत्रोपतिष्ठते । एवमयमकारो यल्लिङ्गो यत्रोच्यते तल्लिङ्गस्तरोप- 
स्थास्यते । 
यद्प्युच्यते-एकाजनेकाज्ग्रहणेषु चाह्लुपपत्तिरिति-- 


एकाजनेकाज्ग्रहणेषु चावृत्तिसंख्यानात्‌ । 


एकाजनेकाज्ग्रहणेषु चावृत्तः संख्यानादनेकाच्त्वं अविष्यति। तद्यथा 
सप्तदशा सामिधेन्यो भवन्ति इति त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिझत्तमाम्‌ इत्याबत्तितः 
सप्तदशत्व भवति | एवमिहाप्यावृत्तितो5नेकाच्त्वे भविष्यति। भवेदावुत्तित; 





(वा०) विषयेण तु नाना इत्यादि वार्तिक न्यास ही अनुबन्ध-सक्कर-रूप दोष की 
निवृत्ति कर देगा । अजी, अभी कहा था कि नाना लिङ्गो का लगाना इत्संज्ञा की सिद्धि 
के लिए चरितार्थ रहेगा और .ज्ञापक न हो सकेगा। मत हो, इससे कुछ विगड़ता नहीं । 
नाना-लिङ्ग-हेतुक सङ्कर का अभाव तो लोक से सिद्ध है । जैसे लोक में कोई देवदत्त को 
ऐसे कहता है— 

यहां (सन्यासाश्रम मे) मुण्डी हो, यहां (ब्रह्मचयीश्रस में) जटावान्‌ हो, यहां 
(गृहस्थाश्रम में) शिखावाला हो । (एक होता हुआ भी वह देवदत्त) जिस चिह्न वाला 
जहां कहा जाता है उस चिह्न वालां वहां उपस्थित हो जाता हे । इसी प्रकार अकार 
भी जिस चिह्नवाला (णित्त, कित्व, टित्त्वादि) जहाँ कहा जाता है उस चिह्ववाला वहां 
उपस्थित हो जाएगा । 

और जो कदा गया है कि जिन सूत्रों में एकाच, अनेकाच का ग्रहण है वहां 
इएसिद्धि नहीं होगी, उसका उत्तर यह है-- 

( वा० ) एकाच अनेकाच्‌. के ग्रहण मै आदवोत्त द्वारा लब्ध संख्या से 
अनेकाच्त्व हो जायगा । जैसे ( वेद में कहा है) विकृतियाग में सत्तरह समिदाधान के 
मन्त्र होते हैं । वस्तुतः वहां तेरह मन्त्र होते हैं, जिनके प्रथम और अन्तिम मन्त्र को 
तीन बार उच्चारण करके सत्तरह संख्या बन जाती है । इसी प्रकार यहां ( घट 
आदि में ) आवृत्ति से अनेकाच्त्व हो जाएगा, ( जिससे द्ृयच से विहित ठन्‌ प्रत्यय 
हो जाएगा और घटिकः यह इष्ट रूप सिद्ध हो जाएगा )। अच्छा आवृत्ति करके 
इृष्टकाये सिद्ध हो जाने से दूषण (सूत्र की अच्यासि ) का परिहार संभव होने पर भी 


यहाँ किरिणा गिरिणा में स्वरूप से एकाच्स्व ( एक ही इकार ) के होने से एकाच 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


__ CRN” Si ४ ॥ “ “४ 


द्वितीय आहिक ६३ 


कार्य परिहतम । इह तु खळु किरिणा गिरिणित्येकाज्ळक्षणमन्तोदात्तत्वं 
प्राप्नोत्येव । एतदपि सिद्धम्‌। कथम्‌ । लोकतः । तद्यथा ऋैषिसहस्रमेकां 
कपिल'मेकैकशः सहसरूङत्वो दत्त्वा तया सर्वे ते सहस्रदक्षिणाः सम्पन्नाः । 
एवमिहाप्यनेकाच्त्वं भविष्यति। यदप्युच्यते द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्ञु- 
वन्तीति । भवेद्‌ यदसंसवि कार्य तन्नानेको युगपत्कुर्यात्‌ । 








= CC =-= 


को मानकर जो विभक्ति की अन्तोदात्तता प्राप्त होती हैं वह तो होकर रहेगी ( यह 
दूधण अपरिहृत रहा ) । 

इसका परिहार भी हो जाएगा । 

केसे ? 

लोक व्यवहार से । 

जैसे एक हजार ऋषि एक-एक करके एक ही कपिला गो को हजार बार (किसी 
ब्राह्मण को) देते हैं, इससे वे सहस्र गोदान करनेवाले कहे जाते है ( सहस्र गोदान 
का फल उन्हें मिलता हे, न कि एक गोदान का)। इसी प्रकार यहां भी अनेकाच्त्व हो 
जाएगा । जो यह कहा है कि अकार के एक होने से इसके साथ द्रव्य का सा व्यवहार 
प्राप्त होता है । (उसमें हमें यह कहना है)-- जो कार्य असम्भव है वह भले ही अनेक 

पुरुष एक ही समय न कर सकें, जो काये हो सकता हैं उसे अनेक छोग भी एक साथ 


१. यदि अ एक ही है तो घट शब्द एकाच हो जाएगा, तब इससे तरति 
इस अर्थ में नौद्वयचः ठन्‌ (४॥४॥७॥) से ठन्‌ प्रत्यय न हो सकेगा और घटेन तरति, 
इस अर्थ में घटिकः यह इट रूप न बन सकेगा । इस सूत्र से यहां अव्याप्ति रहेगी । 
इसका परिहार आत्रृत्ति से किया है । 

२. किरे, गिरि में यदि इकार व्यक्ति एक ही है तो यह किरि { सूअर ) और 
गिरि शब्द स्वरूप से एकाच्‌ हुए, तो सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः ( ६।१।१६८ ) इस 
सूत्र की अतिव्याप्ति होकर किरिणा, गिरिणा--थे पद अन्तोदात्त हो जायेंगे । 


३. यहां कुछ विद्वान्‌ दान प्रतिग्रहमाला समझते हें । वे ऋषि दाता भी हें 
और प्रतिग्रहीता भी । सो ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम ऋषि केवल दाता ही होगा, 
प्रतिग्रहीता नहीं । ऋषियों का प्रतिग्रहीतृत्व उनके दातृत्व का अपकषेक भी है । वस्तुतः 
स्वत्व-नित्रत्तिपूवक दानकर किसी प्रतिग्रहीता ब्राह्मण से प्रत्येक ऋषि उस एक 
कपिला गौ को मोल लेकर उसे ही प्रतिग्रह-रूप में लौटा देता है । यहां लोकव्यवहार 
से यह सिद्ध होता है कि --- गौणी झुख्या वा उत्तरा सङ्ख्या पूवी संख्यां बाधते, 
आत्रृत्ति से यहां एक ही गौ सहस्र = संख्याक हो गयी, क्योंकि उन सहसत ऋषियों 
को एक गोदान का फल नहीं मिला, किन्तु सहस्त गौओं के दान का । ऐसे ही प्रकृत में 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


६४ व्याकरणसहा भाग्य 





कार्यमनेकोपि तद्युगपत्करोति । तद्यथा--घटस्य 


यत्खळु संभवि कार्यम यौ य 
कार्यमकारस्योच्चारण नाम, अनेकोऽपि तद्‌ 


दर्शन स्पर्शनं वा । संभवि चेद्‌ क 
. युगपत्करिष्यति । 
आन्यभाव्ये तु काल्शब्दब्यवायात्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्यभाव्य त्वकारस्य । कुतः । कालदाब्द्व्यवायात्‌ । काल्व्यचा- 
याच्छब्दव्यवायाच्च । कालव्यवायाद्‌- दण्ड अग्रम्‌। शब्द्व्यवाय(त्‌- दण्ड; । 
न चैकस्यात्मनो व्यवायेन भवितव्यम्‌। भवति चेद्धवत्यान्यभाव्यसकारस्य । 


युगपच्च देशपृक्वदशनात्‌ ॥ १२ ॥ 
युगपच्च देशँप्रथक्त्वदर्शनान्मन्यामह आन्यभाव्यमकारस्येति। यद्यं 
युगपद्‌ देशप्रथक्त्वेपूपल भ्यते-अइवः, अर्कः, अर्थ इति। न ह्येको देवदत्तो 
य॒गपत्स्रुघ्ने च भवति मथुरायां च । 
यादि पुनरिमे वर्णाः 





करते हैं जैसे घड़े का स्परी और दर्शन । अकार का उच्चारण- रूप कार्य भी हो सकता 
हे, अनक लोग इसे पुक-साथ उच्चारण कर सकते हैं । 
( चा० ) अकार अन्यान्य ( नाना ) होने चाहिये काळकृत व्यवधान तथा शब्द 
कृत व्यवधान होने से । 
अकार का नानात्व सिद्ध होता है। केसे? कालकृत व्यवधान तथा शब्दक्कत व्यव- 
धान के कारण । कालकृत व्यवधान, जैसे दण्ड अग्रम्‌, यहां । शब्द कृतव्यवधान, जैसे 
दण्ड, यहाँ । एक ही पदार्थ में व्यवधान नहीं होता है तो ( निश्चित ही ) अक्रार 
नाना है । | 
( वा० ) एक साथ नाना देशो ( स्थानां ) में उपलब्ध होने से । 
एक साथ नाना स्थानों में देखे जाने से हम समझते हैं कि अकार नाना है । 
क्योंकि यह अरव, अर्क इत्यादि स्थलों में एक-साथ देखा जाता है। एक ही देवदत्त 
एक साथ सुध्न और मधुरा मे नहीं हो सकता । 
यदि ये वणे पक्षियों की तरह होवें । 
231 2 वात 
स्वरूप से यथपि किरि, गिरि (इ के एक होने से) एकाच्‌ हैं, पर आद्रृत्ति से प्रात हुई 


उत्तर संख्या द्ववचकता स्वरूप-सिद्ध पूवे संख्या एकाचत्व को बाध लेगी और इससे यहां 
सूत्र की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 


१. अन्यस्य भावः = अन्यभावः स एव आन्यभाव्यम्‌ । स्वार्थ प्यजञ । 
२. देश से यहां वर्णे-समुदाय रूप शब्द का ग्रहण है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


क 
करा काळा 2... «i 
हाँक 
कु । | 





द्वितीय आद्विक ६५ 


झाकुनितरत्स्युः ॥ 

तद्यथा शकुनय आशुभ्ामित्वात्पुरस्तादुत्पतिताः पश्चाद्‌ डञ्यन्ते । 
अयमकारो द्‌ इत्यत्र इष्टो ण्ड इत्यत्र हङ्यते । 

नेवं शक््यम्‌ । अनित्यत्वमेवँ स्यात्‌ । नित्याइच राब्दाः । नित्येषु च 
शब्द्रेपु कूट स्येरवि चालिभिर्वेणेर्भवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः । 
यदि पुनरिमे वर्णाः— 

आदित्यवत्स्युः ॥ 

तद्यथा--एक आदित्योऽनेकाधिकरणस्थो युगपद्‌ देशपृथत्त्वेषूप- 
लभ्यते । विपम उपन्यासः । नको द्रष्टाऽऽदित्यमनेकाधिकरणस्थं युगपद्‌ 
देशाप्ृथक्त्वेपूपलभतेऽकारे पुनरुपलभते । अकारमपि नोपलभते । किं 
कारणम्‌ । श्रोत्रोपळव्धिर्चुद्धिनिर्ग्राह्ः प्रयोगेणाभिज्चलित अकाशदेशः शब्दः। 
एकं च पुनराकाशम्‌ । आकाशदेशा अपि वहचः । यावता वहचस्तस्मादान्य- 
साव्यमकारस्य । 

जैसे पक्षी आगे की ओर उड़े हुए शीघ्रगति के कारण पीछे की ओर देखे जाते 
हें इसी प्रकार द॒ में देखा हुआ अ ण्ड में ( पीळ की ओर ) देखा जाता दे ( अश्रौत्‌ 
वणे-संक्रम = स्थान परिवर्तन हो जाता है )। 

यह नहीं हो सकता, कारण कि इस प्रकार शब्द में अनित्यता आ जायगी । 
परन्तु शब्दों में वणो को कूटस्थ ( नित्य अवस्थित ) स्थानपरिवर्तन-रहित, हवास, वृद्धि 
भोर आदेश से रहित दोना चाहिये । 

यदि ये वण-- 

( वा० ) आदित्य की तरह हों 
जैसे एक ही सूये उदय आदि काल में अनेक स्थाना में स्थित, भिन्न-भिन्न स्थाना में 
( रहने वाले लोगो से ) एफसाथ देखा जाता हे ( ऐसेही एक ही अकार भी )। यह 
दृष्टान्त ठीक नही । ( यहां विषमता हे और वह यह है कि ) एक ही पुरुष भिन्न-भिन्न 
स्थाना में वर्तमान सूथ को भिन्न-भिन्न स्थानां में एक-साथ नहीं देख पाता, अकार को 
तो देखता है ( इससे अकार व्यक्तियों का नानात्व ही सिद्ध होता है )। इस पर एकत्व- 
वादी फिर कहता है-- अकार को भी इस प्रकार प्रथक्‌ एथक्‌ स्थाना में नदीं देखता । 
क्या कारण ? शब्द ( स्फोट रूप) श्रोत्र से उपलब्ध तथा बुद्धि से निगेहीत, ध्वनि से 
अभिव्यक्त होता हे, और आकाश इसका देश हे। आकाश एक अखण्ड वस्तु है। (नदी) 
आकाश के भी नाना प्रदेश हें । ( अर्थात्‌ उपाधिभेद से मठाकाश घटाकाश, इत्यादि 
नाना आकाश-देश हैं )। चूँकि नाना प्रदेश हें इसीलिये तदाश्रित अकार भी नाना हें 
एक नहीं । 

१. श्रोत्रोपलव्धिः = श्रोत्रेणोपलभ्यत इति । कर्मणि किन्‌ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


र 
से 





६६ व्याकरणमहाभाप्य 


आक्ृतिग्रहणात्सिद्धम्‌ 
श्र a ~ rr फा प्र , 
अवर्णाक्रतिदपदिष्रा सर्वमवर्णकुलं ग्रहीप्यात, तथवणाळू तिः, 
तथोवर्णाकृतिः । 


तद्वञ्च तपरकरणम्‌ ॥ 
एवं च क्त्वा तपराः क्रियन्ते--आळतित्रहणेनातिप्रसक्तमिति। ननु च 


~ त्रि न्येरन्‌ ख्य ज्य तत्‌: 
सवर्णग्रहणेनातिप्रसक्तमिति कृत्वा तपराः क्रियेरन । प्रत्याख्यायते ततू--. 


सवर्णे ऽण््रहणमपेरिभाष्यमाकृतिग्रहणादनन्यत्वाच्चेति । 
हल्प्रहणषु च ॥ | 
किम्‌ । आछृतिग्रहणात्सिद्धमित्येच । झलो झलि, अवात्ताम्‌ , 
अवात्तम्‌ , अवात्तं । यत्रैतन्नास्ति-अण्‌ खवर्णान्मरह्णातीति । 





7.७७ कलकल क 


( वा० ) आकृति ( जाति ) का ही सबैत्र ग्रहण होने से समस्त दोषों का वारण 
भोर सर्वे सिद्धि हो जायगी । 

अकार जाति का निर्देश होने से सारे अकार-कुल का अर्थात्‌ अठारह प्रकार के 
भकार का ग्रहण हो जायगा । इसी प्रकार इकार जाति का निर्देश होने से, इसी प्रकार 
उकार जाति का ( शेष सभी वणी के विषय में भी ऐसे ही जानो ) । 

( वा० ) इसी ल्यि तो तपर किया गया है । 

आकृति ग्रहण ( जातिनिर्देश से जहाँ अतिप्रसङ्ग है वहाँ 

आकृति अह (जा शा से जहा अतिप्रसङ्ग का भय होता हे वहाँ आचाये 
तपर करते ह) । | * 

क्यों जी, तपर तो जहाँ सवण ग्रहण से अतिप्रसङ्ग. होता हो उस के वारण के 
लिये भी किया गया हो सकता हे । ( नहीं ) सवण-ग्राहक शास्त्र मै पढे हुए अण्‌ का 
सवर्णेऽग्प्रहणमपरिभाव्यमाङ्ृतिग्रहणादनन्यत्वाच्च इस वचन से प्रत्याख्यान किया गया है । 











है १. त्यदादीनामः, इत्यादि में वर्णसमाम्नाय में जातिपरक निर्देश है इस पक्ष 
म तथा उदात्त आदि गुण भेदक नहीं होते इस पक्ष में दीध आदि के वारण के लिये 
अणुदित्सूत्र में अप्रत्यय ( = अविधीयमान ) का ग्रहण करना आवश्यक है । उदित ग्रहण 
भी इष्ट है, केवळ अण का प्रत्याख्यान क्रिया गया है। 

ड २. व्यक्तिपक्ष में झळ से एक तकार-व्यक्ति का बोध हैं गा। झलो झलि सूत्र 
में,यदि पञ्च न्त शलः पद से त्‌ का ग्रहण होगा तो सप्तम्यन्त झलि पद्‌ से दूसरी तकार- 
व्यक्ति का हण नहीं हो सकता। तो प्रकृत में ( अवात्‌ स ताम्‌ इत्यादि में ) स्‌ 
का लोप न । सकेगा और इष्ट-रूप अवात्ताम्‌ सिद्ध न होगा । ( ऐसा होने पर 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक ६७ 


र्पसामान्याहा ॥ 


रूपसामान्यग्राद्वा सिद्धमेतत्‌ । तद्यथा-तानेव शायकानाच्छादयामो 
ये सथुरायाम्‌, तानेव शालीन्भुञ्ज्महे ये मगधेषु, तदेवेदं भवतः कार्षापणं 
यन्मथुरायां ग्रहीतम्‌, अन्यस्मिंदचान्यस्मिन्‌ रूपसामान्यात्‌ तदेवेदमिति । 
एवमिहापि रूपसामान्यात्सिद्धम्‌॥ 


( वा० ) जिन सूत्रा में हल का ग्रहण है उनमें भी आकृति-निर्देश से इस्ट- 
सिद्धि हो जायगी । 





जहाँ अण्‌ नहीं ओर इस लिये सवर्णग्रहण का प्रसङ्ग ही नहीं, जैसे झल से परे 
स्‌ का लोप होता हे झल परे होने पर--अवात्‌ स॒ताम्‌=अतात्ताम्‌, अवात्स 
तस = अवात्तस्‌ , अवातसूत = अवात्त । 

( वा० ) अथवा ( जातिपक्ष का आश्रयण न करनेपर ) हटप्रहण वाले सूत्रों में 
रूप की समानता को लेकर इष्टसिद्धि हो जायगी । 

जैस--हम उन्ही शाटकों को पहन रहे हैं, जो मथुरा में थे, उन्हीं चावला को 
खा रहे हैं जो मगध में थे, यह आप का वही कार्यापण हे जिसे ( आपने ) मथुरा 
में लिया था । ओर-भोर पदार्थ में केवल रूप-सादइ्य से ऐसी प्रतीति होती हे कि 
यह वही है । इसी प्रकार प्रकव मे हलू वणी में (प्रति उच्चारण दर्णभेद होने पर 
भी ) रूपसादझ्यसे यह वही वणे हे ऐसी प्रतीति होने से सब इष्ट ( कार्य ) सिद्ध हो 
जायया ॥ 





शी सूत्र ( झलो झलि ) व्यर्थ नहीं हो जाता । वह अबान्थ स्‌ ताञ्‌ इत्यादि स्थलों में 
चरितार्थ रहेगा, क्यों कि वहाँ झळू पद से दो भिन्न व्यक्तियों धू त्‌ का ग्रहण है ) । अतः 
अवात्ताम्‌ आदि की सिद्धि के ल्यि जातिपक्ष स्वीकार करना होगा। तब झल से जो त्‌ 
ग्रहीत होता है वह तत्वावच्छिन्न परक है । वह तकारमात्र लिया जाएगा । | 


१. व्यक्ति पक्ष में उदात्त आदि, हस्वदीर्घादि अनुनासिक, निरनुनासिक्र आदि 
भेद के कारण अचों में रूप-सामान्य दुर्लभ हे, अतः वहा रूपसामान्य को लेकर निर्वाह 
नहीं हो सकता । हॉ, हलो में इस प्रकार का कोई धर्मभेद न होने से रूप-सामान्य का 
आश्रय करके सामान्य-मूलक अभेद का आरोप करके निर्वाह हो जायगा । झल पद्‌ स 
गृहीत हुए एक तकार व्यक्ति के साथ दूसरे तकार व्यक्ति का रुपसामान्य होने से अभेदा- 
रोप करके झल्त्वेन ग्रहण हो जायगा, जिससे अवात्ताम्‌ आदि रूप-सिद्धि में बाधा न 


होगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


शुणरान्दाः क्रिग्रादान्दा यरच्छाराव्दाइचतुर्थाः । 


६८ व्याकरणमहा भाज्य ला 


क्रकक ॥ 

अथ लकारोपदेशः किमर्थः | किं विशेषेण ल्हकारोपदेशश्चोद्यत न 
पुनरन्येपामपि चर्णानानुपदेदाश्चोद्यते । यदि किञ्चिदन्येपा मपि वर्णानाझुपदेशे 
प्रयोजनमस्ति, ळकारोपदेदास्यापि तद्धविलुमर्हति । को वा विशेषः । अथमास्त 


विदोषः । अस्य हि लकारस्याल्पीयांश्चैव प्रयोगविषयः । यश्चापि प्रयोग- 


_ विषयः सोऽपि कलपिस्थस्येव। कलूपेकच ळत्वमसिद्वम्‌। तस्यासद्धत्वा- 


¢ e र 
टकारस्पेवाच्कार्याणि भविष्यन्ति । नार्थ रूकारोपदेशेन । 


अत उत्तरं पठति-- 
२) २० २० (> जा ङ्‌ ई] 2 
ळकारोपदेशा यदृच्छाशाक्तिजाबुकरणप्लुत्याद्यथः || 
लूकारोपदेशः क्रियते यदृच्छादाब्दाथोऽशक्तिजानुकरणार्थः प्छुत्या- 
यर्थश्च। यरच्छारान्दार्थस्ताचत्‌-यदृच्छया करिचत्‌ लूतको नाम । तस्मिन्न 
च १" > 9” उ रर 
च्कार्याणि यथा स्युः--दध्य्लतकाय देहि, मध्ब्लतकाय देहि उदडूडलत- 


~ 


कोऽगमत्‌, प्रत्यङ्ङ्ल्तकोऽगमत्‌। चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः--जातिदाव्दा 


ऋलक्‌ । 

यहाँ प्रश्‍न होता हे कि ( अक्षरसमाञ्नाय में ) ळूकार उपदेश (लकार पढ़ने) 
का क्या प्रयोजन हे । पर विशेष करके लुकारोपदेश के विषय में क्यों पूछते हो, दूसरे 
वर्णा के उपदेश के विषय में क्यों नहीं पूछते हो । यदि दूसरे वणा के उपदेश का कोई 
प्रयोजन है वह लूकारोपदेश का भी हो सकता हे। अथवा भेद क्या हे ? भेद यह 
हे--प्रथम तो लूकार के प्रयोग का विषय ही थोडा हे और जो हे भी वह क्लप 
धातु के लकार का ही । और क्लप का छत्त्र असिद्ध होने से अच्कार्यं ( अच्स्थानिक, 
अच्‌-निमित्तक काये ) ऋकार को ही हो जायंगे, लकारोपदेश का कुछ प्रयोजन नहीं । 

इसलिये उत्तर पढ़ते हें- | 

( वा० ) ळकारोपदेश यदच्छा ( संज्ञाशब्द ), अशक्ति से किये हुए अनुकरण, 
तथा प्लुत आदि कार्यों के लिए चाहिये । ह 
पहले यइच्छा को लीजिये--अपनी इच्छा से किये गये संकेतके कारण कोई लूतक 
नाम से प्रसिद्ध है। उस लूतक नाम के परे रहते अच निमित्तक कार्य जिस प्रकार 
हो सूकें--( जैसे ) | 
दऽ्य्कतकाय देहि ( तक नामक पुरुप को दही दो ), मध्व्लतकाय देहि ( शहद 
छुतक नामक पुरुष को दो,--इन दो वाक्यों में दाधि और मधु के इ, उ के अनन्तर 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक ६९ 


अशक्तिजाचुकरणार्थः--अशक्त्या कयाचिद्‌ त्राह्मण्या ऋतक इति 
प्रयोक्तव्ये लूतक इति प्रयुक्तम्‌ ! तस्यानुकरणं ब्राह्मण्य्छूतक इत्याह कुमारय्‌ 
तक इत्याह । 

प्त्टुत्याद्य्थद्च । के पुनः प्लुत्यादयः। प्लुतिद्विवेचनस्वरिताः । 
क्लूश्तशिखः । वल्प्तः। प्रक्लप्तः | प्ळुत्यादिषु कार्येषु छृपेलत्व सिद्धम्‌। 
तस्य सिद्धत्वादच्कार्याणि न सिध्यन्ति । तस्माद्‌ हकारोपदेशः क्रियते । 

नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । 





त्द्र्तक के टुकार आने पर लू को अच मानकर इ, उ के स्थान म यण हुआ है और 
जैसे उदङऽलतकोऽगमत्‌ , प्रन्यङ्ड्लतकोऽगमत्‌ ( रूतक उत्तर की ओर गया, रूतक 
परिचिम की ओर गया) इन दो वाक्या में उदङ ओर प्रत्य के ङ से परे लतक का 
लकार होने से अच्‌ मानकर ङ्गुट आगम हुआ है । चार प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
देखा जाता है--जाति शब्द, युणशब्द, क्रियाशब्द और चोथे यदृच्छा शब्द । 

अशक्ति से किए गए उच्चारण के अनुकरण के लिए--(जेस) किसी एक त्राह्मणी 
ने असासथ्य के कारण ऋतक उच्चारण न करके लछुतक ऐसा उच्चारण कर दिया । दूसरा 
यह बताने के लिए कि उस व्राह्मणो ने केसा उच्चारण किया उसका अनुकरण करते 
हुए कहता ६--्राद्मप्यू छुतक इत्याह, कुमारयूलतक इत्याह (यहां ल को अच मानकर 
त्राह्मणी-राव्द के अन्त्य ई को यण हआ हं) । 

प्छुत आदि कार्यों के लिए भी (अचो में ल का उपदेश (पाठ) होना 
चाहिए )-- यहाँ प्लत आदि कोन से कार्य समझने चाहिए? "छत द्विचचने ओर 
स्वरिते । प्लत ऊसे ल३'तशिख मे, द्विवचन ( द्वित्व ) जेस क्ल्ूप्तः म, स्वरित 
जैसे प्रकळूधः सें। इन कार्यों के प्रति कृपो रो छः ( ८२।१८ ) सूत्र से करप 
धातु के ऋ के स्थान में जो लूकार हुआ हे वह सिद्ध ह ( क्योंकि यह काय त्रिपादी 
होने पर पर्‌ हें ओर लत्वविधि पूते हे)। ल का अचों मे पाठ किए बिना ये काये 
सिद्ध नहीं हो सकते, अतः ल का अक्षरसमाम्नाय मं अचा के मध्यम पाठ 
किया गया हे । 

ये प्रयोजन नही (इसमे हेठ)-- 

१. गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ( ८।२।८६ ) से प्छुत । 

२. अनचि च ( ८।४।४७ ) से द्वित्व । [ 

३. प्रक्ळसः में गतिरनन्तरः ( ६।२।४९ ) से प्रके प्रक्रति-स्वर उदात्त होने से 
झाप निघात होने से उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( ८।४।६६ ) से क्ल स्वरित होता है। 
गतिरनन्तरः की प्रत्रत्ति के लिए यहां क्लप्‌ का अन्तर्भावित ण्यथे समझना चाहिए, तभी 
उसमें सकर्मकता आयगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तर व्याकरणसहाभाध्य 


न्याय्यभावात्कल्पनं संज्ञादिषु ॥ 

न्याय्यस्य ऋतकशब्दस्य भावात्कट्पनं संज्ञादियु स्याछु मन्यन्त । 

ऋतक एवासौ न छतक इति। अपर आह न्याय्य ऋतक राव्दः शात्या- 

न्वितोस्ति, स कल्पयितव्यः साधुः संज्ञादिषु । ऋतक एवासा, न ल्दूतक 

इति । अवं तर्हि यदच्छाशब्दो5परिहार्य: -ल्फिड लूफिड्इ्चा ते। एपोपि. 

ऋफिड क्रफिइइच । कथम्‌? अर्तिप्रवृत्तिश्चैव हि लोके रक्ष्यते, फिड 

फिड्डावौणादिकौ प्रत्ययो । त्रयी च शब्दानां प्रदुत्तिः - जातिशब्दा 
गुणशब्दा क्रियाशब्दा इति ! सन्ति यदृच्छाशब्दाः । 

अन्यथा कृत्वा प्रयोजनसुक्तमन्यथा कृत्वा परिहारः। सन्ति यच्च्छा- 

शाब्दा इति कृत्वा प्रयोजनसुक्तं ने सन्तीति परिहारः। समाने चाथ शास्त्रा- 





( बा० ) न्याय्य ( प्रकृति प्रत्यय से निम्पन्न) ऋतक शब्द के होने से उसी 
का संज्ञा आदि में प्रयोग करना उचित हे ऐसा मानते हें । अतः उस पुरुष का 
संस्कृत नाम ऋतक हे, लतक नहीं । दूसरा कोई वृत्तिकार इस वातिक का ऐसा 
व्याख्यान करता है शास्त्रानुकूळ संस्कारवान्‌ ऋतक शब्द हे, उसी का संज्ञा आदि 
मै प्रयुक्त हुए असाध शब्द के स्थान मै अनुमान कर लेना चाहिए, वह ऋतक ही दै, 
लुतक नही ( इससे ऋतक के ऋ को निमित्त आदि मानकर अच्कार्य हो जाएगा, रू 
के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं ) । 

अच्छा तो यह यद्च्छाशब्द मानना ही होगा--ळूफिड, लूफिड । यह भी व्युत्पन्न 
साधुरूप मे ऋफिड और ऋफिडू ही हे। केस? ऋ धातु का प्रयोग लोक में देखते 
ही हैं, फिड और फिड औणादिक प्रत्यय हें ! इस लिए कहना होगा कि शब्द तीन 
प्रकार के ही हैं--जाति-शब्द, गुण-शब्द तथा क्रिया-शब्द । यच्च्छा-शब्द कोई नहीं है। 
एक प्रकार का कथन करके प्रयोजन बताया, ओर उससे भिन्न प्रकार का कथन 

करके परिहार बताया यदृच्छा शब्द हैं, इस पक्ष को स्वीकार कर लूकारोपदेश का 
प्रयोजन बताया । यट्टच्छा शब्द नहीं होते ऐशा मानकर लूकारोपदेश की कर्तव्यता का 
निषेध कर दिया (सो उचित नही) । (और रही न्याय्य शब्द ऋतक अ! दि के प्रयोग 
अववा अनुमान की वात) वहां हमे यह कहना है कि वाच्याथे के एक होते हुए ही 


आ ७.०० ०००0० 2 >> >... . क... जराकालामाकरलमललतहल-- a 
SS री... "कमा 
= 


१. न सन्ति- यदच्छा शब्दों का क्रियशाब्दों में अन्तर्भाव करके । आचा ने 
अव्युत्पत्तिपक्ष का आश्रयण करके ळकार का उपदेश किया है, वार्तिककार व्युत्पत्तिपक्ष का 
आश्रयण कर इसका खण्डन करते हें । 


२. समाने म T न चार्थे | भै । यहा हा ऋतक क शाब्द असा£ लुतक के शब्द का निवत ने व्‌ र क़ हो | य 
(4 [ | घु क १ ना ~ 


अथ के समान हात हुए शास्त्रानुसारी ( शास्त्रव्युत्पादित ) रूप अशास्त्रान्वित ( अव्यु- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





द्वितीय आह्निक ७१ 


न्वितोडशास्त्रान्वितस्थ निवर्तको भवति । तद्यथा--देवदत्तशब्दो देवद्ण्ण- 
शब्दै निवर्तयति, न गाव्यादीन्‌। नेप दोषः । पश्षान्तरेरपि परिहारा भवन्ति। 
अनुकरणं शिष्टारिष्टाप्रतिषिद्धपु यथा लोकिकवैदिकिषु ॥ 
अजुकरणं हि शिष्टस्य चा साधु भवति, अशिष्टाप्रतिपिद्वस्य वा,नेव तद्‌ 

दोषाय भवति, नाभ्युद्याय। यथा लौकिकवेदिकेपु। यथा छोकिकेप वेदिकेखु 
च कृलान्तेषु। लोके तावत्‌-य एवसौ ददाति, य एवमसौ यजते, य एवमसा- 
वधीत इति तस्या/नुङुर्वन्‌ दद्याञ्च यजेत चाधीयीत च। सोऽप्यभ्दृद्येन य॒ज्यते। 
संस्कारवान्‌ शब्द संस्कारहीन का निवर्तक होता हे जैसे- देवदत्त शब्द देवदिण्ण 
शब्द को हटा देता है, पर गात्री आदि ( संस्कारहीन भिन्नाशक ) शब्दों को तो नहीं 
हटाता । यह्‌ कोई दोघ नदीं, पक्षान्तर का आश्रयण कर के भी परिहार (खण्डन आदि) 
होते हैं । 

( चा० ) अनुकरण शिष्ट ( विहित ) का अथत्रा जो नतो रिष्ट हो ओर न ही 
प्रतिपिड् हो उस का, साधु होता है, जेसे-डोकिक तथा वैदिक क्रियाओं में । 

अनुकरण शिष्ट का साधु होता हे, अथवा जो न शिष्ट हो और न ही प्रतिषि 
हो, उसका । यह दूसरा अचुकरण न कुछ हानि करता हे और न मङ्गकारी होता हे । 
जैसे छोकिक ओर वेदिक कर्मा में ! पहले लोक में उदाहरण लीजिये--ज्ञो इस 
प्रकार देता है, जो इस प्रकार यज्ञ करता है, जो इस प्रकार पढ़ता हे, उसका अनुकरण 
करता हुआ यदि कोई दे. यज्ञ करे अथवा पढ़े, वह भी मङ्गल से युक्त होगा । वेद में 
भी--जो थे प्रजापति लोग इस प्रकार दीर्ध-काल-भावी यज्ञो को करते उन का 


>= 








== 








त्पादित ) रूप का निवतेक होता है । यहाँ तो अर्थ भेद है--ऋतक में क्रिया प्र ।निमित्त 
है और लळतक में शब्द प्रत्रज्तिनिमित्त हे । इसका भाष्य में उत्तर नहीं दिया ॥॥। इस 
प्र कैयट. का यह कहना है कि अब्युत्पन्न-संज्ञाशब्दपक्ष में भी परम्पराप्राप्त 'शश्जनों से 
प्रयुक्त-पूर्व सेज्ञाएं ही प्रयोग में लानी चाहियें। भाव यह है कि ऋतक भिन्नार्थक हे.ने 
से लुतक का निवर्तक मत हो, दिष्टद्वारा प्रयुक्त न होने से ही उसकी नित्रत्ति हो 
जाएगी । 

१. जैसे द्रव्यपक्ष में सझ्पाणाम्‌ एकशेष एकविभक्तौ इस का आरम्भ किया गया 
हे और जातिपक्ष में प्रत्याध्यान। व्यक्तिपक्ष में अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इस सूत्र 
में अण्‌ ग्रहण किया जाता है, जातिपक्ष में इसका प्रत्यास्यान । उपदे शे$जननासिक:--- 
यहां अनुवन्ध अनेकान्त ( अनवयव=अवयव-भिन्न) हैं ऐसा मान कर उपदेश ग्रहण किया 
जाता है, अनुबन्ध एकान्त ( अवयव ) हैं इस पक्ष में उपदेश ग्रहण का प्रत्यार्यान । 
ऐसे ही और भी पक्षान्तर-द्वारक परिहार के उदाहरण हैं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


७२ व्य़ाकरणमहाभोप्य़ 


-वेदे$पि-य एवं विश्वखजः सत्राण्यध्यासते इ्ति सकचा 
तराण्यध्यासीत, सोऽप्यभ्युदयेन युज्यते । अशिष्ामातातरळ यथाय 
एवमसौ हिक्कति, य एवमसौ हसति, य पवमख। कण्ड्रयतीति तस्यानु कुर्वन्‌ 
हिक्रेञ्च हसेच कण्ड्येच्च नेव च तद्दोपाय स्यान्नाभ्युदयाय । यस्तु खल्वसी 
ब्राह्मणं हन्ति, एवमस सुरां पिवतीति तस्याडुकुचन्त्राह्मण हन्यात्सुरां चा 
पिवेत्सोपि मन्ये पतितः स्यात्‌ । हर F 

विपम उपन्यासँः। यश्चैवं हन्ति, यश्चानुहन्ति, उभ तो हतः । यञ्चापि 
पिवति, यश्चानुपिवति, उभौ तौ पिंचतः। यस्तु खल्वेवमसो बराह्मणं हन्ति,पव- 
मसौ सरां चा पिवतीति तस्यानुकुर्वन स्रातानुळिप्तो माल्यएुणकण्डः कदलीस्तम्भं 





अनुकरण करता हुआ कोई और दीधे कालभावी यज्ञ करे वह भी सङ्गर से युक्त 
होगा। अशिष्ट- अप्रतिपिद्ध का उदाहरण यह है-- जो यह इस प्रकार हिचकचाता है, 
जो यह इस प्रकार हंसता है, जो यह इस प्रकार खुजली करता है, उसका अनुकरण 
करता हुआ कोई दूसरा हिचकचाए, हंसे अथवा खुजली करे, न तो यह अनुकरण 
कुछ हानि करेगा और न मङ्गल । पर जो ब्राह्मण की हत्या करता है ( यह निषिद्ध 
कमै है ) ओर जो इस प्रकार सुरा पीता हे (यह भी निपिद्ध कर्म हे) उसका अनुकरण 
करता हुआ कोई दूसरा ब्राह्मण की हेत्या करे अथवा सुरा पीए वह भी निश्चित ही 
पाप कम करन से पतित हो जाएगा । 

यह दृष्टान्त ठीक नहीं । जो इस प्रकार मारता हे.ओर जो उसका अनुकरण करते 
हुए मारता हं, वे दोनों (एक समान) मारते हें । और जो पीता है और जो उसका अनु 
करण करते हुए पीता है, वे दोनों बराबर पीते हैं । पर जो कोई इस प्रकार ब्राह्मण को 
मारता है और जो कोई इस प्रकार सुरा पीता है, उसका अनुकरण करता हुआ स्नान 
पूवक चन्दन-छेप कर गले में पुश्पमाला धारण किए कदळी-स्तम्भ को काटे अथवा 





१. विषम उपन्यासः । वार्तिककार का दिया हुआ दृष्टान्त टीक नही । यहाँ एक 
पहले मारता हे और दूसरा पीछे मारता है, हनन क्रिया दोनों क्री एक ही हे । अनुकरण 
परचात्करण को नही कहते । क्रिया-साइऱ्य होना चाहिए , जैसे भाष्यकार उदाहरण से 
स्पष्ट करते है । अनुकाये के असाधु होने पर भी अनुकरण साधु ही होता है। जिस प्रकार 
कोई ब्राह्मण की हत्या करता है, अथवा सुरापान करता है, उसी प्रकार यदि कोई कदली- 
स्तम्भ का छेदन करता है अथवा दूध पीता है तो दोषी नहीं होता । इस बात को 
झलकाने के लिए भाज्यक्रार स्नातानुलिप्तः, और माल्यगुणकण्ट:--ये दो नहीत देते 
हैं। पहले विशेषण से उसकी स्वस्थचित्तता रपकती है, दूसरे से स्वलङ्क्कत होने से 
प्रत्यक्षविषयता अथवा प्रकटरूपता प्रतीत होती है, क्योंकि अळङक्रिया अपने आपको 
दूसरों की रुचिका विषय बनाने के लिए की जाती है। अक्कत्य निषिद्ध कमे करने याली 


न दु स्वस्थचित होता हे और न प्रकट-प । वह लज्जा-वश छिपना चाहता है । 


CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक ७३ 


छिन्द्यात्पयो चा पिवेत्‌, न स मन्ये पतितः स्यात्‌। एवमिहापि य एवमसावप- 
शाब्दे प्रयुङ्क्त इति तस्याजुकुर्वन्नपराव्दं प्रयु्जीत, सोप्यपशब्दभाक्‌ स्यात्‌ । 

अयं त्वन्योऽपराव्द्पदार्थकः शाच्दो यदर्थ उपदेशः कर्तव्यः । न चाप- 
शब्दार्थकः इाब्दोऽपदाव्दो भवति । अवद्यं चेतदेवं विज्ञयम्‌। यो हि मन्यतेऽ- 
पदाव्द्पदा्थकः रात्र्दोऽपराब्दो भवतीति, अपशब्द इत्येच तस्याऽपदान्दः 

(त्‌ । न चेपो ऽपदाव्दः । 

अर्थ खद्धपि आूयोऽञुकरणदाव्दो 5परिहार्यः, थदर्थ उपदेश; कर्तव्य: । 
साध्वत्द्रकारमधीते, मध्वूळकारमधीत इति। कस्थस्य पुनरेतदनुकरणम्‌। 
कल्ट्रपिस्थस्थ। यदि क्ल्टपिस्थस्थ, कलपेश्च लत्वमसिद्धम , तम्यासिद्वत्वारकार 
एवाच्कार्याणि भविप्यस्ति। भवेतद्थेन नार्थः स्यात्‌। अयं त्वन्यः 
क्त्दपिस्थपदार्थकः शाब्दः, यदथ उपदेशः कर्तव्यः । न कतेव्यः । इद्‌मवद्यं 
दूध पिए, मेरे विचार में वह पतित न होगा। 'इसो प्रकार जो कोई अपशब्द का 
प्रयोग करता हे उसका अनुकरण करता हुआ स्वयम्‌ भी अपशब्द का प्रयोग करे, 
बह अपशब्द प्रयोग के कारण से दोपी होगा । 

परन्तु जहां (अनुकाय) अपशब्द का प्रत्यायक ( बोधक, वाचक ) (अनुकरण) 
शब्द प्रयुक्त होता हे उसके लिए वर्ण-समाम्नाय में लकार का उपदेश करना ही 
होगा । अपशब्द का वाचक शब्द स्वयम्‌ अपशब्द नहीं होता । ऐसा अवझ्य स्वीकार 
करना होगा । जो ऐसा मानता है कि अपशब्द का वाचक शब्द भी अपशब्द होता है, 
उसके लिण अपशब्द भी अपशब्द (असाधु झब्द) हो जाएगा, पर वस्तुतः अपशब्द 
अपशब्द नहीं । 

किंच । एक (साधु) अनुकाये ळू भी है जिसके अनुकरण (जो साधु ही होगा) के 
लिए अवश्य वर्ण-समाम्नाय में उपदेश करना होगा। यथा साध्वूळक्रारमधीते (लकार 
का झुद्ध उच्चारण करता हे), मध्वळ्कारमधीते (लकार का मधुर उच्चारण करता है) 
इन स्थलों में । यदि पूछो कि यह कहाँ के लकार का अनुकरण हे तो हम कहेंगे-क्ळ्प- 
धातु के लकार का। यदि कळप धातु के रकार का (प्रकृत मे) अनुकरण है, तो 
हो, पर इसके लिए वर्णसमाम्नाय में लकार उपदेश करने का कुछ प्रयोजन नहीं । 
कारण कि क्त्ट्र्प का लु पूव्रत्रासिद्धम्‌ ( ८।२।१ ) से असिद्ध है, अच्‌-निमित्तक है 
काये ( प्रकृत में यण्‌ ) ऋ को मानकर हो जाएगा । क्लप्‌ के रू के लिए उपदेश भले 
ही व्यथे हो । पर मध्वूळकार इत्यादि में जो रू है वह क्ल॒प्‌ का रू नहीं, किन्तु उसका 
अनुकाय रूप से बोधन कराने के लिए अनुकरण-रूप है। (अनुकार्य अनुकरण का भेद 





१. अपशब्दं प्रयुञ्जीत, अपशब्द को उसी अर्थ में प्रयुक्त करे तो उसने वही 
क्रिया की, अनुकरण नहीं किया, इससे वह दोषी होगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


ही. आ छाने? हे ल 
कै" कक ७० कि, "२०० 


७४ व्याकेरणमहा भाष्य 


कर्तव्यम्‌ प्रकृतिवदनुकरणं भवतीति । [क्रि प्रयोजनम्‌! दिः पचन्त्व ॥ 
त्याह तिङ्ङतिङ इति निघातो यथा स्यात्‌। अग्नी इत्याह इदे द्द्वि- 
बचने प्रणुद्यमिति प्रगृह्मसशा यथा स्यात्‌ । याद्‌ प्रकृ॒तिवद्लुकरणं भवती- 
त्यच्यते, अपशब्द एवासौ भवति -- झुमार्यू तक इत्याह । ब्राह्मण्यलुतक 
इत्याह। अपशब्दो ह्यस्य प्रकतिः । न चापशब्दः भक्त: । न ह्यपश्ाव्दा उप- 
दिश्यन्ते । न चालुपदिष्टा प्रकृतिरस्ति । 


०७ ९ जज ° तद! न्‌ 
' स्वीकार कर) इस अनुकरण रूप रू म अच्‌ काय हो सक तद॒थ इसका च णे समाम्नाय 


$ अजो के मध्य मै पाठ होना चाहिए । (इस पर एकदेशी कहता है) ल के पाठ की 
कोई आवश्यकता नहीं। इसके स्थान में प्रकृतिवदनुकरणं भवति ( अनुकरण 
में प्रकृति=अनुकार्यं का धर्म आ जाता है ) यह परिभाषा स्वीकार करनी चाहिए । 
(जिससे अनुकरण लू में असिद्धता आ जाएगी )। तो इस परिभाषा का 
(और ) क्या .प्रयोजन हे? द्विः पचन्तु इत्याह -- दो बार पचन्ठु इस शब्द 
का. उच्चारण करता है -- यहां अतिइन्त हिः शब्द से परे आए हुए पचन्तु 
शब्द को तिङन्त मानने से उसे तिङअतिङः ( ८।१।२८.) सूत्र से निघात (सर्वानु- 
दात्त) होता हे । इसी प्रकार अग्नी इत्याह में भी अग्नी को द्वित्ववोधक ह्विवच- 
नान्त मानकर प्रगृह्यसंज्ञा होकर प्रकृतिभाव होता हे। और यदि प्रकृतिवत--इस 
परिभाषा को मान लो तो कुमायेल्तक्‌ इत्याह इत्यादि मै अनुकरण लृतक प्रकृति 
( अनुकार्यं लूतक ) के धम को लिए हुए अपशब्द ही ठहरता हे । ( अपशब्द = 
असाधु शब्द में शास्त्र की प्रबृत्ति न होने से इसके लिए लू का उपदेश अनावश्यक 


है ) । (इस पर सिद्धान्ती का कहना हे) पर शास्त्र में कही भी अपशब्द प्रकृति नहीं । 


१. द्विः पचन्तु इत्याहृ में पचन्तु शब्द तिङन्त प्रतिरूपक है, तिङन्त नहीं, 


'शब्दपरक निर्देश होने से क्रिया और कारक का यहाँ कुछ भी अभिधान नहीं, इसी 


प्रकार अग्नी इत्याह में अग्नी द्विवचनान्त-प्रतिभासी होता हुआ भी द्वित्व का अनभिधायक 
होने से ( अर्थात्‌ दो अग्नियां इस अर्थ को न कहने स) द्विवचनान्त नही है। प्रकृति- 
वदूनुकरणं भवति इस न्याय से पचन्तु को तिङन्त और अग्नी को द्विचनान्त मानकर : 
शास्त्रप्राप्त काये किया गया है । 

२. मध्वूळूकारमधीते इत्यादि में साधु लू के अनुकरण के लिए वर्ण समाम्नाय 
में ठुकारोपदेश का कुछ भी प्रयोजन नहीं यह प्रतिपादन कर पूर्वपक्षी आगे चढता है 
और यह कहना चाहता है फि अशक्तिज ( अतएव असाधु ) शब्द के अनुकरण के लिए 
भी लकारोपेरश व्यथ है । 

३. प्रकरण से शास्त्रीय प्रकृति ही अभिप्रेत हे, शास्त्र-निबन्धन कार्य का ही 
अतिदेश विधान किया जा रहा हे । अपशब्दत्व न तो शास्त्रीय कार्य है और न उसका 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय भाहिक ७५ 


एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्‌ प्लुत्यादय: ॥ 


एकदेशविक्रतमनन्यवद्धवतीति प्छुत्याद्योपि भविष्यन्ति । यदि 
एकदेश चिक्कतमनन्यवद्धवति इत्युच्येत, राज्ञः क च, राजकीयम्‌ अल्लोपोऽन 
इति लोपः घाप्नोति 

एकदेशविकतमनन्यवत्‌ पष्ठीनिर्दिष्टस्य । यादि षष्टीनिर्दिषए्टस्येत्यु- 
च्यते कलू३्तशिख इति प्छुतो न प्राप्नोति। न ह्यन ऋकारः पष्ठी निर्दिष्टः । 
कर्तहि। रेफः । ऋकारोप्यत्र षष्टीनिदिष्टः । कथम्‌! अविभक्तिको निदेशः 
कुप डुः रः ळः कपो रो ल इति । 











CY SI 





आचार्य ने आपशब्दो का उच्चारण नहीं किया और बिना उच्चारण किये प्रकति 
नास का कोई पदार्थ नही है। 

(वा०) रहे प्ति आदि कार्ये, वे भी ऋ के अत्रयव-भूत रेफ को रत्व रूप 
देकार हो जानेपर भी अन्यन हो जाने से सिद्ध हो जायेगे ( सो उन कार्यों के 
ल्ये भी लू का उपदेश अनात्रश्यक है ) । [ लोक में भी देखा जाता हे किसी वस्तु 
के एकदेश के विकृत हो जाने से वह अन्य नहीं हो जाती । पूँछ कट जाने पर भी यह 
कुत्ता है ऐसा व्यवहार होता ही है ] पर प्रयोजनवादी इस लौकिक न्याय को मानने 
में यह दोव देखता हे--राज्ञः क च (४।२।१४०) इस सूत्र से राजन्‌ शब्द से 
राधिके छ प्रत्यय होता हे ओर साथ ही क अन्तादेश होता हे । जिससे राजकीय 
शब्द सिद्ध होता है! यदि पुकदेश विकृत होने पर राजक में राजन चाइ बनी रहती 
है तो अल्लोपोऽनः ( ३।५।१३४ ) इस शास्त्र से अल्शोप होना चाहिये । इस पर 
प्रत्याख्याता कहता है--एकदेश विकृत होने पर बही स्थानी अन्यत्रत्‌ नहीं होता जिसका 
विकार (=आदेश) विधायक शास्त्र मे षष्टी से निर्देश किया गया हो। प्रकृत सूत्र मे 
अनः ऐसा पष्ठीनिर्देश करके अक रूप आदेश नहीं विधान किया है, किन्छु राजन्‌ के 
न्‌ के स्थान में कू अन्तादेश विधान किया हे, सो यहाँ राजक रूप के अक 
में अन्‌ बुद्धि नहीं लाई जा सकती है। अन्‌ न होने से अल्लोपोऽनः का प्रसङ्ग नहीं । 
इसपर राङ्गा होती हे--यदि घष्टी-निर्दिश (स्थानी) में ही एकदेशविकार होनेपर 
अनन्य बडि होती है तो क्छ३प्तदिख में कृपो रो लः सूत्र म ऋ के पष्ठीनिर्दिष्ट न होने 
से लू मे ( ऋ का धर्म ) अच्त्व नहीँ आएगा, सो प्ळुत न हो सकेगा। क्योंकि 
उक्त सूत्र में रेफ घष्टीनिर्दिट हे, न कि ऋकार । नहीं ऋकार भी यहाँ वष्ठीनिर्दिष्ट 
है । केसे ? सूत्र मे क्प यह विभक्तिरेहित निर्देश हे, ततः उ: यह ऋ का वष्ठी से 

निर्देश है । ततः रः यह भी षष्ट॒यन्त पढ़ा है । 


अतिदेश किया जा सकता है। इस कथन इस कथन से भाष्यकार अर्शाक्तज के अनुकरण के लिए 
लकारोपदेश आवश्यक है इसकी स्थापना करते हैं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





अथवा पुनरस्तु अविशेषेण । नजु चोक्तं राज्ञः क च राजकीयस्‌ अल्लो- 
पोऽन इति प्राप्नोति इति। नेष दोषः। वक्ष्यत्येतत्‌ इवादीनां सस्प्रसारणे नका- 
रान्तग्रहणमनकारान्तप्रतिपेधार्थम्‌ इति। तत्मकृतऊुत्तरत्षालुवर्तिष्यते--अल्लो- 
पोऽनः, नकारान्तस्येति । इह तर्हि क्लूरेप्तशिख्नं अन्त इति प्रतिषेधः 
प्राप्नोति । 
रवत््रतिषिधाच्च | 
रवत्प्रतिपेधाद्चेतत्सिध्यति । गुरोररवते इति वक्ष्यामि । यदि अरवत 


अथवा जो भी कोई एकदेश-विकृत होता है ( चाहे वह विकार विधि मे पष्ठी- 

निर्दिष्ट हो अथवा न हो ) वह अन्यवत्‌ नहीं होता, ऐसा ही कहो । 
| अजी, अभी कहा था--राज्ञः क च सूत्र से राजकीय शब्द निष्पन्न होता है। 
यहाँ अल्लोपोऽनः सूत्र से राजक्‌ में राजन्‌ बुद्धि के बने रहने से अन्‌ के अ का लोप 
प्राप्त होता है यह कोई दोष नहा । आगे ( ६।४।१३३ पर ) वार्तिककार इत्रादीनां 
सम्प्रसारणे *** `` ' इत्यादि वार्तिक पढेंगे जिसका अर्थ यह हे कि नकारान्त इवन्‌ आदि 
शब्दों को सम्प्रसारण हो, अनकारान्तों को न हो। उसकी अनुवृत्ति अल्लोपोऽनः 
( ६।४।१३४ ) सूत्र मै आएगी, अर्थ होगा नकारान्त अन्‌ । ( यहाँ तो ककारान्त अनू 
है )। पर इस न्याय के बल पर ल में ऋ बुद्धि होने से क्ठुश्सशिख मै गुरोरनृतो ५न- 
्त्यस्याप्येकैक्रस्य प्राचाम्‌ ( ८।२।८६ ) सूत्र से ऋ को प्ळुत का निषेध प्राप्त होता है । 
रेफवान्‌ का प्रतिषिध करने से ( क्कुइप्तशिख मे) प्लत रूप इए सिद्धि हो 
जायगी। गुरोरवत इस प्रकार सूत्र को पढ़ें गा। यदि ऐसा न्यास करोगे अर्थात्‌ जो रेफवाला 
न हो उसे प्लुत होता है ऐसा कहोगे तो होतृ ऋकार यहाँ सवर्णदीधै होकर होतु ३ कार 


१. भाव यह है कि लौकिक न्याय से द्वित्व और स्वरित क्ळपिस्थ ल में ऋ 
बुद्धि करके सिद्ध हो जायेंगे उससे ल में अच्व आ जाएगा, पर क्लुश्सशिख में प्लत 
न हो सकेगा, अतः जैसे अशक्तिज के अनुकरण के लिए लकारोपदेश आवश्यक है 
वैसे ही प्छति के लिये भी लू पढ़ना होगा । दि 

२. गुरोरनृतः-- इस को बदल कर गुरोररवतः--- इत्यादि रूप से पढ दूँगा-- 
यह लुकारोपदेश-खण्डक ( लुकारोपदेश के प्रयोजन को न माननेवाला ) कहता है । 
इस नये न्यास से प्रयोजनवादी द्वारा दिये गये दोष का परिहार करना चाहता है । 
यहाँ रवानू में नित्ययोग में मतुपू किया है। नित्य रेफ वाला कर ही है ल नहीं । 
(यद्यपि छ में दर अया से ऋबुद्धि हो जाएगी) पर जैसे पुच्छहीन श्वा में 
तत्व व्यपदश हान पर भा पुच्छवान्‌ यह व्यवहार नहीं 
ऐसा व्यवहार नहीं होता । ह = ०९ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





द्वितीय भाहिक ७७ 


इत्युच्यते होत ऋकार होत ३ कार अत्र न प्राप्नोति | 'गुरोररवतो हस्वस्ये 
इति वक्ष्यामि । स एप सूत्रभेदेन लकारोपदेशः प्लुत्याद्यर्थः सन्पत्याख्या- 
यते, सपा महंतो वंशस्तस्वाल्लट्वा५ नुरुष्यते ॥ 


एओङ्‌ ॥३॥ ऐ ओच ॥४॥ 
इद्‌ विचार्यते-इमानि सन्ध्यक्षराणि तपराणि वोपदिद्येरन एत्‌ 
ओत्‌ङ्‌ ऐत्‌ औत्‌ च॒ इति, अतपराणि वा यथान्यासम्‌ इति। कर्चात्र विशेषः। 


सन्ध्यक्षरषु तपरोपदशर्चेत्तपरोच्चारणम्‌ । 
सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदेशश्चेत्तपरोच्चारणं कतव्यम्‌ । 
प्ळुत्यादिष्त्राञ्चाबिः । 
प्ळुत्यादिष्वजाश्रयो विधिर्न सिध्यति। गो३ त्रात नौ ३ चात इत्यत्र 
अनचि च इत्यच उत्तरस्य यरो द्वे भवत इति द्विर्वचनं न प्राप्नोति। इह च 
प्रत्यङ्ङे३ेतिकायन, उद्ङ्ङै,३ पगव इति अचि ङ्झुडागमो न पराप्नोति । 


ro Ss थम 


में प्लत न हो सकेगा, कारण कि ऋ रेफवान हे । इस दोष के वारण के लिए सं गुरो- 
ररवतो हस्त्रस्य ऐसा पढेँगा । सो यह सूत्र को अदलबदल करके जो प्छति आदि 

लिए लूकारोपदेया प्रयोजनवान्‌ है उसका प्रत्याख्यान एक बड़े वंश स्तम्ब (बांसझुर) 
से लट्चा नामक (तुच्छ फल) को खेच कर उतारने के समान हे । (अर्थात आयास 
अत्यधिक और फळ अत्यल्प, अतः युक्त नहीं) ॥ 

ऐ ओळ ॥३॥ ऐ औच्‌ ॥४॥ | 
यहां यह विचार का विषय हेये सन्ध्यक्षर तपर पढ़े जाएं, एत्‌ ओतङ्‌ ऐत्‌ 

औत च इस प्रकार, अथवा अतपर जैसे कि सत्रों में पढे हें । इसमें क्या भेद हे ? 

(वा० ) सन्ध्यक्षर {ए ओ ऐ ओ) में यदि तपरोच्चारण का फल है तो इन्हे 
तपर पढ़ना चाहिये । ( पर फल न होने से आचारय ने तपर नहीं किया ) 

( बा० ) प्लुत आदि होने पर अच को मानकर जो विधि प्राक्त होती है वह न 
हो सकेगी । गो ३ त्रात यहाँ अनचि च इस सूत्र से अच्‌ से परे यर्‌ को द्विवचन विधान 
किया है, सो ( द्विमात्रिक ओ, औ की अच संज्ञा होनेसे ) न हो सकेगा । ओर प्रत्यङ्‌ 
डे ३ तिकायन, उद्डडो ३ पगव यहाँ अच को आश्रय करके जो ङमुट्‌ आगम का 
विधान किया है ( तपर होने से द्विमात्रिक ए, ओ, ऐ, ओ को अच संज्ञा होगी, 


त्रिमात्रिक की नहीं । ) सो यह ङ्सुट्‌ आगम न हो सकेगा । 


१. ऐसा न्यास करने से नित्य रेफवान्‌ जो हस्व हो उसी को प्छत का निषेध 
होगा, दीधे को नहीं, इससे कुछ भी अनिष्टःप्रसङ्ग न होगा । गुरोररवतो हस्वस्य=गुरो | 
रवतो हस्वस्य न । अमानोनाः प्रतिषेधे इस वचन के आधार पर व्यस्त अ शब्द निषेधार्थ 


' स्वीकार किया जाता 


0 है Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


न्हय व्याकरणमहा भाष्य 


प्लुतसंज्ञा च । 

प्लुतसंज्ञा च न सिध्यति। ऐ ३ तिकायन, औं ३ पगव ऊकाळोज्झ- 

स्वदीधप्ळुत इति प्लुतसंज्ञा न प्राप्नोति। सन्तु तह्यतपराणि । 
अतपर एच इग्घ्रस्वादेश । 

यद्यतपराणिं एच इग्घस्वादेश इति वक्तव्यम्‌। किं ्रयोजनम्‌। एङो 
इस्वादेशशासनेप्वर्ध एक्कारोऽथ ओकारो वा मा भूदिति । नडु॒ च यस्यापि 
तपराणि तेनाप्येतद्वक्तव्यम्‌। इमावेची समाहारवर्णो माचावर्णस्य मात्रेवर्णो- 
वर्णयोः, तयो हस्वादेशशासनेषु कदाचिदवणः स्यात्‌ , कदाचिद्‌ इवर्णोवर्णी । 





( वा० ) प्लुतसंज्ञा भी । 

प्डुतसङ्ज्ञा भी न हो सकेगो। ऐ३तिकायन, ओइ्पगव। उकालो अञूस्वदीधे- 
प्छुत इस शास्त्र से तपर ( द्विमात्रिक) एच की अच संज्ञा होने से त्रिसात्रिक एच्‌ 
अच्‌ ही नहीं तो उसकी प्लुत संज्ञा केसे होगी ? ब्रिमात्रिक अच की ही तो प्लुत संज्ञा 
विधान की है । अच्छा तो तपररहित जैसे अब पढ़े हैं वैसे रहने दीजिये । 

( चा० ) यदि ए ओ ऐ ओ अतपर ही रहें जैसे पढे हैं, तो एच के स्थान में. 
हस्वादेश कतेच्य हो, तो इक्‌ ही हस्व हो यह वचन करना पड़ेगा। इस वचन का क्या 
प्रयोजन हे? जहां जहां एङ्‌ को हस्वादेश विधान किया गया हे वहां वहां अर्ध एकार, 
अध ओकार न हो जाए। अजी, जो इन्हें तपर पढ़ना चाहता है उसे भी यह वचन (सूत्र) 
करना ही होगा । (कारण कि) ये ऐच ( ऐ औ ) समाहार वणे हैं, जिनमें एक 
मात्रा अत्रणे की हे ओर एक-एक मात्रा इवण और उवणे की। उनको हर्त्र करते 
समय कभी अवण हो जाएगा कभी इवर्ण वा उवण। अवण कभी भी न हो (इस लिए)। 
ऐच को हस्त्र कतंब्य हो तो एच इग्च्रस्वादेशे ( १।१।४८ ) इस वचन से कुछ 
प्रयोजन नहीं । ऐचोशचोत्तरभूयरस्त्रात्‌ इस वार्तिक से इसका प्रत्याख्यान कर दिया 


१. अतपरत्व की दशा में ए, ओ द्विमात्रिक भी होंगे, एकमात्रिक भी। 
एकमानिक ए ओ का भी अच्‌ करके ग्रहण होगा। द्विमात्रिक ए ओ के स्थान में 
“= = © 
अन्तरतम होने से अथ ए, अर्थ ओ (एक मात्रिक ए, एकमात्रिक ओ ) हस्व हो 
जायेंगे, सो एङ्‌ के लिए सूत्र करना पड़ेगा । 

२. तपरत पक्ष में भी ऐच्‌ के लिये सूत्र के आरम्भ की आवश्यकता है, कारण 
कि ऐच्‌ समाहार वणे हैं, इन में अवर्ण, इवणे और उवर्ण एक-एक मात्रा के हैं 
जिससे कभी अ ( हस्व ) होगा और कभी इ वा उ। ऐच में अवर्ण के विश्लिष्ट- 

लभ्यम (1 र > 4 
स्फुट उपळभ्यमान होने से संश्लिष्ट अवर्ण होने की अवस्था में प्रसक्त हुए अधे एकार व 
अधे ओकार हस्वादेश का तो संभव नही । | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्निक व ७९ 


मा कदाचिदवर्णो भूदिति। प्रत्याख्यायत पतत्‌-ऐेचोइचोत्तरभूयस्त्योद्‌ 
इति। यदि प्रत्याज्यानपश्षः, इदमपि प्रत्याख्यायते--सिद्धमेङः सस्थानत्वाद्‌ ` 
इति। नचु चेडः सस्थानतरावर्ध एकारोऽध ओकार ; । न तो स्तः । यदि 
हि तो स्यातां तावेवायमुपद्शित्‌ । नजु च भोइळ्न्दोगानां सात्यमुग्रिरा- 
णायनीया अधमेकारमर्थभोकार चाधीयते--सुजाते एकवसजते, अध्वयो 
ओद्रिभिः सुतम्‌ , शुक्र ते एन्यद्‌, यजतं ते एन्यद इति । पारिपद्कृतिरेपा 
तत्र भवताम्‌ । नैवं लोके नान्यस्मिन्वेदे5र्थ एकारोऽध ओकारो वाऽस्ति । 


एकादेश दीधग्रहणम्‌ । 
एकादेशे दीर्घग्रहणं कर्तव्यम--आदूशुणो दीर्धः, वद्धिरिचि दीर्घः इति । 
कि प्रयोजनम्‌। आन्तर्यतस्िमात्रचतुमोच्राणाँ स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्रा 


हे । रही एङ को हस्त्र कर्तेव्यता के निसित्त एच इग्‌ इस सूत्र की आवश्यकता, सो भी 
नहीं । सिद्धमेड: सस्थानत्वात्‌ इस वातिक से सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया है । 
वार्तिकार्थ यह हैं -एड के स्थान में हस्त्रादेश इ, उ ही होंगे कारण कि इ उ, ये प, 
ओ के तुल्य स्थान वाले हें 1 अजी, अर्ध एकार अधे ओकार इनके साथ अधिक स्थान 
तुल्यता रखते हैं (वे हो जायंगे)। नहीं । वे तो हैं ही नहीं। यदि वे होते तो आचार्य 
उन्हीं को पढ़त । अजी, यह केस कहते हो कि अर्थ एकार अधे ओकार हैं ही नहीं, 
देखिये सात्यप्नुअराणायनीय सामगान करने वाळे ऋषि सुजाते एव सूनूते, अध्वर्यो 
ओद्रिभिः सुतम्‌ , शुक्रे ते एन्यद्‌ यजतं ते एन्यत्‌ इत्यादि मन्त्री मं अधे एकार अधे 
ओकार पढ़ते हें । यह तो उन पूज्या की अपनी परिधदो मे उच्चारण करने की रीति है । 
न तो लोक मं ओर न ही किसी दूसरे (साम से भिन्न) वेद में अर्थ एकार अधे ओकार 
देखा जाता है । 
(वा०) एकादेश में दीधे का ग्रहण । 
हौँ ( पूर्वे ओर पर के स्थान में ) एकादेश विधान किया है वहाँ दोघे का 
ग्रहण (उच्चारण) करना पड्ेगा--आद्‌ गुणः इस सूत्र को आदूगुणो दीर्घः ऐसे पढ़ना 
पडेगा, ब्रृद्धरेचि इसे वृद्धिरेचि दीर्धः ऐसे पढ़ना पडेगा । इसका क्या प्रयोजन हे? 
जहाँ ( पूर्व और पर ) स्थानी ( मिलकर ) त्रिमात्र व चतुमांत्र हो जाते हँ वहाँ उनके 
स्थान में एकादेश कहीं त्रिमात्र व चतुमात्र न हो जाय, कारण कि आदेश 
स्थानी के अन्तरतम-सदृशतम होना चाहिये । दीधे ग्रहण करने से द्विमात्रिक एच 


१. ऐ औ में अ की $ मात्रा और इ, उ की १३ मात्रा है, इस लिये कहा है 
यहां उत्तर भाग भूयान्‌ ( अपेक्षया अधिक ) है । 
२. एङः सस्थानत्वात्‌। प्रातिशाख्यमत है कि ए, ओ शुद्ध तालव्य और शुद्ध 
कण्ठय हैं । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


व्याकरणमहा भाष्य 


a) 


आदे मा भूवन्निति । खट्वा इन्द्र: खट्चेन्द्रः, खट्चा उदकम्‌ सद्योदकम्‌, 
खट्वा ईपा खट्वेषा, खदवा उंढा खदवोढा, खढया _ एलका खद्वेलका, 
खटया ओदनः खट्धौदनः, खद॒बा ऐतिकायनः खट्वोतकायनः, खट्वा 
ओपगवः खट्बौपगव इति। तत्तर्हि दीर्घग्रहणं कतेव्यम्‌ । न करतेव्यम्‌। उप- 
रिष्टादू योगविभागः करिप्यते-अकः सत्रेण एको भवति | ततो दीधे :। 
दीर्घटच स भवति । यः स एकः पूर्वपग्योः इत्येचे निर्दिष्ट इति । इहापि 
तर्हि प्राभोति--पद्युम , विद्धम्‌ , पचन्तीति । नैप दोषः । इष्ट तावत्पश्युमिति 
_.अस्येकः' इतीयता सिद्वम्‌। सो5यमेवं सिद्धे सति यत्पूर्वग्रहणं करोति तस्ये- 
तत्ण्योजन यथाजातीयकः पूर्वस्तथाज[तीयक उभयोर्यथा स्यादिति । विद्ध- 
मिति । पूर्व इत्येवानुवर्तते । अथवा 5५वार्यप्रवृत्तिज्ञापयाति--नानेन सम्प्र- 





(ए ओ, ए भी) ही आदेश होगा । खट्या इन्दरेःचखट्वेन्द्रः, खट्वा उदकम-खट॒वो- 
दकम्‌, खट्या इईंघारखटवेषा, खट्वा ऊदासखट्वोढा, खद्याणुळका=खद्येलका, 
खट्या ओदनः-खटवीदनः, खट्वा ऐेतिकायनः=खट्देतिकायनः, खट्वा ओ।पगत्रः= 
खट्यौपगवः ( यहाँ पहले चार उदाहरणा मे स्थानियो के त्रिमात्र होने से आदेश 
त्रिमात्र प्राप्त था, पिछले चार उदाहरणा में स्थानिया के चतर्मात्र होने से आदेश 
चतुमौत्र प्रात था )। तो क्या दीधेग्रहण करना ही पड़ेगा? दीर्ध ग्रहण नहीं 
करना पडेगा । (केसे ?) अगले सूत्र अकः सवर्ण दीधः को इस प्रकार विभक्त करके 
पढेंगे--(१) अकः सवणे एको भत्रति (यहाँ एकः पूर्वपरयोः से एकः यह आ 
रहा है ), दीर्धः (२), वह दीध होता हे (कौन ?) वही जो पू और पर के स्थान में 
एकडा है। अच्छा यहाँ ( दिये हुए गुण बृद्धि के उदाहरणों में ) तो निर्वाह हो 
जायगा, पर इससे अन्यत्र भी दीर्ध की प्राप्ति हो जायगी--पशुम्‌ , विद्धम्‌ , एचन्ति 
इत्यादि स्थलों में (यहाँ सतत्र एकादेश विधि हे) । नदरी इससे कुछ दोघ नहीं आयगा । 
पहले पशुम्‌ को लीजिये । यहाँ अम्येकः ऐसा सूत्र न्यास करते तो भी एक देश हो 
जाता, फिर अमि पूर्वेः ऐसा जो न्यास किया अथीत्‌ जो वहाँ पूर्व ग्रहण किया उसका 
यह प्रयोजन है जिस प्रकार का पूर्व (स्थानी) है उसी प्रकार का आदेश दोनों के स्थान 
मे हो ( इससे पञ्जम्‌ में हस्व एकादेश, रमाम्‌ और वातप्रमीम्‌ में दीर्ध होता है ) । 
विद्वम्‌-यदी व्य क्त इस अवस्था में ग्रहिज्या--सूत्र से य्‌ को सम्प्रसारण इ हो 
जानिपर सम्प्रसारणाच्च ( ६।१।१०८ ) सूत्र मे पूर्वः को अनुवृत्ति होने से पूर्व के ही 
सदृश एक आदेश होता है, पूर्वे हस्व इ के सदृश ही अ, इ--इन दोनों के स्थान में 
आदेश होता हे । म 

अथवा आचाये ( पाणिनि ) की प्रवृत्ति बतलाती हे कि सम्प्रसारणाच्च से 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


_ SC 


PT ST ST “>> > = = 


७ “82 « 7. > “> के 


द्वितीय भाहिक ८१ 


सारणस्य दीर्घो भवतीति यद्यं हल उत्तरस्य सस्प्रसारणस्य दीर्घत्वं शास्ति । 
पचन्तीति । 'अतो गुणे परः’ इतीयता सिद्धम्‌ । सोऽयमेवं सिद्धे सति 
यद्रू पत्रहणं करोति सस्यतत्प्रयोजनम्‌ यथाजातीयके परस्य रूपं तथाजातीय- 
कमझ्छठुमयोय था स्यादेति । इह तर्हि खटवर्या माळरर्य इति दीर्घवचनादकारो 
न. अनान्तयादिकारोकारो न । तत्र को दोषः । विग्रहीतस्य श्रवणं प्रसज्येत । 
न बरसी यत्र क्रियमाणे दोषस्तत्र कर्तव्यमिति | कि तर्हि। यत्र क्रियमाण न 
दोपस्तच कतेव्यमिति । क्क च क्रियमाणे न दोपः । संज्ञाविधी--वृद्धिरांदेच 
दीधः, अदेङ गुणो दी इति। तत्तर्हि दीर्घश्रहणं कर्तव्यम_। न कतेव्यम्‌। 
कस्मादेचान्तयतास्त्रसात्रचतुमात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्रा आदेशा न 
भवन्ति । तपरे शुणवृद्धी। नखु च तः परो यस्मात्सोऽयं तपरः । नेत्याह । 


तादपि परस्तपरः । यादि तादपि परस्तपरः त्रददोरप इतीहेच स्यात्‌-यवः 





जो णकादेश होता ह॑ वह दीध नहीं होता, कारण कि आचार्य हलः ( ६।४।२ ) 
इस सूत्र से जो सम्प्रसारण को दीर्ध बिधान करते हँ वह नियमाश्र रदेगा। पचन्ति 
( पच्च अ अन्ति ) से अतो गुणे परः ऐसा कहने से ही पर-रूप पकादेश हो जाता, 
तो भी जो रूप ग्रहण करते ६ ( अतो गुणे पररूपम्‌) इससे यह ३तळाना चाहते हैं 
कि यहां जेसा पर का रूप है ( वह हस्व हे ) वेसा ही दोनों के स्थान में एकादेशा 
होता है | अच्छा, तो खटा ऋश्य:, माला ऋदश्यः यहाँ गुण न हो सकेगा । एकादेशा 
दीर्घ होता हे इससे अकार ( जो गणसंज्ञ्क हे) न हो सकेगा । णकार और ओकार 
( जो दीघे गुणसंशक हैं) भी न हो सकेंगे, क्योकि वे स्थानिया के अन्तरतम नहीं दें । 
घेसी अवस्था सं खटवा कार्य", माला क्रश्यः ऐसा जदा-जदा ही श्रवण दोगा, यह दोष 
आएगा । 
हम यह नहीं कहते हैं कि जहां दीर्घ ग्रहण करने से दोप आता हे वहां 
दी अहण किया जाए, किन्तु जहां दीर्ध ग्रहण करने से दोव नदी आता वहां 
घे ग्रहण करना चाहिए । कहाँ दीर्ध ग्रहण करने से दोष नहीं आता ? संज्ञाविधि 
में। वृद्धि संज्ञा-विधायक दृद्धिरादैच्च सूत्र को वृद्धिरादेच दीर्धः ऐसे पढेंगे । गुण- 
संज्ञा-विधायक सत्र को अंदेङ गुणो दीधः ऐसे पढ़ेंगे। तो क्या फिर दीर्घ ग्रहण करना 
चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिर त्रिमात्र चतुमोत्र स्थानियां को सदृशतम त्रिमात्र 
चतुर्मात्र (गण-बृद्धि-रूप) आदेश क्या न होंगे? गुणबृद्धिसंज्ञा-विधायक शास्त्र मे 
संज्ञी एङ व ऐच तपर पढ़े हे। अजी तपर का अथ तो तः परो यस्मात्‌ सोऽयं तपर 
(त्‌ परे हो जिससे वह तपर होता है) ऐसा बहुबीहि समास मान कर अर्थ किया 
जाता है । नहीं । पञ्चमी तत्पुरुष मानकर तादपि परस्तपरः त्‌ से जो परे हो वह भी 
तपर कहलाता हे । इससे तपर ( तत्काल = द्विमात्रिक ए ओ की गुण संज्ञा, और 


तत्कार=द्विसन्निक्न, वको, की, वृद्धि, संज्ञा होगी nl एदि 400 by रे. जोहो वह भी 


2२ व्याकरणमहाभाण्य 


स्तवः, लवः पव इत्यत्र न स्यात्‌। नेष तकारः । कस्तर्हि । दकारः । कि 
दकारे प्रयोजनम्‌ । अथ किं तकारे । यद्यसन्देहार्थस्तकारः, दक्ारोऽपि। अथ 
मुखसुखार्थस्तकारः, दकारोपीति । | 


MNS © 77 
तपर होता है तो ऋदोरप्‌ ( ३॥२॥५७) इस सूत्र से (उ के तपर होने से ) यवः, 
स्तवः मै ही अप्‌ प्रत्यय हो सकेगा, लवः, पवः में नहीं । (क्योंकि यहां छू , पू--ये 
दीर उकारान्त धातु हैं )। यहां स्वतः सिद्ध तकार नहीं जिसे जइत्व होकर दकार हो 
गया है, किन्तु स्वतः सिद्ध दकार दे। दकार का क्या प्रजोजन हे? हम आपसे पूछते हैं 
तकार का क्या प्रयोजन है ? यदि कहा असन्देह ( सन्देह निवृत्ति के लिए ) तकार 
पढ़ा है, दकार का भी असन्देह के लिए ही उच्चारण माना जा सकता हे । यदि 
कहो तकार, उच्चारण-सौकये के लिए पढ़ा हे, दकार का भी वही प्रयोजन साना जा 
सकता है । 





१. समास-द्वय-वादी पूछता हे--आप जो यहां केत्रल बहुत्रीहि समास मानते 
हैं, तो तपरकरण व्यर्थ हो जाता है। दीघे ऋकार अण नहीं। अतः अणुदित्सूत्र से 
तङ्भिन्नकाळ वाले ऋकारों के ग्रहण का कोई प्रसङ्ग नहीं । शनण्‌ होने से (अण्‌ ने होने से) 
ही गुण अभेदक होंगे, अतः उनकी प्राप्ति (तद्भेद-भिन्नों के ग्रहण) के लिए भी तपर 
करने का कुछ प्रयोजन नहीं । 

२. दकारोपीति । 


यदि कहो कि उक्त भाष्य का तित्स्वरितम्‌ सूत्रस्थ भाष्य से विरोध है। 
क्योंकि वहां तित्‌. में प्रत्ययग्रहण किया है जिससे तित्‌ प्रत्यय को स्वरित हो । तित 
आदेश को स्वरित न हो। उससे द्युभ्याम्‌ में दिव उत्‌ से हुए हृस्व उकार आदेश को 
स्वरित नहीँ होता। फिर बहां प्रत्यय ग्रहण का खण्डन करते हुए दिव उत में तपर न 
मानकर उदू इस प्रकार दपर माना है और तपरस्तत्कालस्य सूत्र में तपर के समान दपर 
मै भी तत्कालता स्वीकार की हे । यहां ऋदोरप्‌ में दपर मानकर तत्कालता का अभाव 
मान रहे है तो इसका उत्तर है कि ऋदोरप्‌ में दकार से तात्पर्यं थकार या धकार से है । 
ऋदोरप्‌ में दपर नहीं समझना चाहिए बल्कि थपर या धपर है। थया ध को जङ 
होकर दकार हो गया हे । इस लिए दपर न होने से तत्कालता नहीं होगी । दकार को 
चत्वे होकर त्तपरस्तत्कारस्य ऐसा सूत्र अभीष्ट है । वस्तुतः तित्स्वरितम्‌ सूत्र का 
भाष्य केवल प्रौढिवाद मात्र है। दपर में तत्कालता इष्ट नहीं है । तपर में ही. इष्ट है । 
इस लिए ऋदोरप्‌ में तपर न होने से दोष न होगा और दाभ्याम्‌ में उत्‌ आदेश के 
तपर होने पर भी तित्स्वरितम्‌ से स्वरित न होगा । क्योंकि प्रत्ययाप्रत्यययो: प्रत्ययस्येव 
'अहणम्‌ इस परिभाषा से तित्‌ प्रत्यय का ही ग्रहण होगा, आदेश का नहीं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





द्वितीय आहिक ८३ 


नर 


इदे विचार्यते--य एते वर्णेषु वर्णेकदेशा वर्णान्तर-समानाङतय एते- 
षामवयवग्रहणेन ग्रहणं स्याद्वा न वेति । कुतः पुनरियं विचारणा । इह हि 
समुदायां अप्युपदिइयन्ते अवयवा आपि । अभ्यन्तररच समुदायेऽवयवः । 
तद्यथा वृक्षः प्रचलन्सहावयवैः प्रचलति । तत्र ससुदायस्थस्यावयस्यावयव- 
प्रहणेन ग्रहण स्याद्रा नवोति विचारणा | कइचात्र विशेषः । 








अब यह विचार का विषय हे--ये जो वर्णों में वर्तमान वणो के अवयव, जो 
स्वतन्त्र वर्णा के समानाकार हैं, अवयव सदृश स्वतन्त्र वणे मानकर जो काये स्वतन्त्र 
वणी को प्राप्त होता हे वह इनमें होगा अथवा नहीं । यह विचार ( सन्देह ) क्योंकर 
उत्पन्न होता है ? इस लिए कि यहां शास्त्र में समुदायों का भी उपदेश है ओर उनके 
अत्यतं का भी । ओर अवयव समुदाय के भीतर वर्तमान होता है, जिस प्रकार वृक्ष 
जब हिलता है तो अपने अवयवों को साथ लिए हुए ही हिलता है। इस लिए 
सञ्चुदाय के भीतर वर्तमान अवयव को प्रथग्पमरहण करके तन्निसित्त कार्य होना चाहिए 
अथवा नहीं, यह सन्देह होता है । तो इन दोनों पक्षों में क्या विशेष है ? 
१. आकार आदि में अकार आदि सदश अवयव, ऋकार लकार में रेफ लकार 
सद्दश अवयव, सन्व्यक्षरों में अकार इकार उकार सदृश अवयव दीख पढ़ेत हैं, इन 
में केवल ( =स्वतन्त्रतया प्रयोग में श्रयमाण) अकारादि को जो कार्य प्राप्त होता हैं, 
वह होगा अथवा नहीं--यह विचार है। 


२. समुदायों का भी उपदेश है । यथा ऋतछ, एऐ, ओओ का । अवयवों का भी, 
जैसे अइउ (ण) र (ट)ल (ण्‌) का। यहां दो पक्ष उपस्थित होते हैं--- 
(१) ग्रहणपक्ष (२) अग्नहणपक्ष । ग्रहणपक्ष में सन्देह का बीज यह है कि जहां समुदाय- 
परक निर्देश है (यथा ऋल एऐ इत्यादि ) वहाँ अवयवों (रेफ ल अ इ इत्यादि ) का 
प्राधान्य स निर्देश नहीं । तिसपर अवयवभूत अकार की एच आदि समुदाय संज्ञा 
न होने पर भी स्वतन्त्र अकार के रूप में उसका ग्रहण संभवी हे । अग्रहण पक्ष में 
अवयवो के समुदाय में तिरोहित होने से, समुदाय के घटकतया उपकारक होने से, अपने 
कार्य के प्रति अप्रयोजक होने से जैसे नरसिंह में नरत्वादि कुछ भी नहीं । समुदाय एच 
आदि के अवयव में अत्व आदि कुछ भी न होने से वर्णान्तर के साथ सारप्यमात्र स 
उसमें तन्निबन्धन कार्य नहीं होना चाहिए--यह शङ्का का बीज हे। इस पक्ष में त्रक्ष 
दृष्टान्त दिया है । समुदाय को कार्य हुआ तो उसके अवयवों को अपने आप हो गया, 


समुदाय-रूप वृक्ष के कम्प में अवयवों का कम्प नान्तरीयकतया सिद्ध ही है । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


घ्या भाष्य 
प्र करणमहाभा 


> *त्रात्रिप्रितिषेध: 
वर्णेकदेशा वर्णग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्षरावािश्रातिवः । 
वर्णकदेशा वर्णग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्षराश्चय । वेधिः प्राप्नोति 
स प्रतिषेध्यः । अन्ने इन्द्र, चायो उदकम्‌, अकः सवण दान शत दावत्व 
प्राप्नोति । न्यान 
दीर्धे हृस्वविधिप्रतिषेधः । 
दीधै हस्वाश्रयो विधिः प्राप्रोति स प्रतिषध्यः। आ लय हस्तस्य 
पिति कृति तुग इति तुक्‌ प्राझोति । नेप दोषः । आचार्य प्रद्त्तिशापयाति न 
दीघे हस्वाश्रयो विधिर्भवतीति यदयं दीर्घाच्छे तुकं शास्ति। नेतद्स्ति 
ज्ञापकम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रथोजनम्‌ । किम्‌? पढान्ताङ्की इति 
विभाषां वक्ष्यामीति । यत्तर्हि योगविभागं करोति । इतरथा हि दीघात्पदा- 





( वा० ) चणो के अवयवों को यदि स्वतन्त्र वर्ण ( जिनके चे सदश हँ ) मान 
लिया जाए तो सन्ध्यक्षरों में समानाक्षरों के आश्रित जो विधि प्राप्त होती हे उसका 
प्रत्थिध करना होगा-- अग्ने इन्द्र--यहां सन्ध्यक्षर ए के अवयव इ को पृथक्‌ वर्ण 
मानकर अकः सवर्णे दीघः इस सूत्र से दीव प्राप्त होता है। इसी तरह वायो उदकम्‌-- 
यहां भी ओ के अवयवभूत उ को मानकर दीर्ध प्राप्त होता है। 

( वा० ) दीध मे हस्य के आश्रित जो विधि प्राप्त होती हे उसका ग्रतिपेध 
करना होगा । आल्य प्रलय---यहां रू के उकार के भवयव हस्व उ को पृथग वण सान 
कर हस्वस्य पिति कृति तुक इस सत्र से तुक का आराम प्राप्त होता है । यह कोई दोय 
नहीं । आचार्य की प्रवृत्ति वतलाती हे कि दीर्ध मे ( उसके अवग्रव ) हस्य के आश्रित 
विधि नहीं होती, क्योंकि आचारय दीर्ध से परे छ परे होने पर नक का विधान करते 
हँ। यह ज्ञापक नहीं बन सकता । इस वचन का वु और प्रयोजन क्या ? पदा- 
न्ताड्टा इस विकल्प विधायक शास्त्र में दीर्घात्‌ इसकी अनुवृत्ति हो इस लिए । अच्छा, 
तो जो दीघोत्पदान्ताद्वा इस प्रकार एक सूत्र न करके योगविभाग करके द॑ [घत्‌ यह 
जुदा सूत्र पढ़ा ह यदे ज्ञापक रहेगा । (अन्यथा अपदान्त दीर्ध, चेच्छिद्यते इत्यादि के 
चकारोत्तरवर्सी ए के अवयव इ ( हसथ) से परे छेच से ही तक की सिद्धि हो 


१. समान शब्द से यहां पूवाचार्यो के संकेतानुसार अक्‌ वर्णो का ग्रहण होता 
हैं। पूवाचार्यो का सूत्र है--दुश समानाः--अ आ इई उ ऊ ऋ ऋ ल रू--ये दस 
समानाक्षर कहरशत हे । | 


2 


.. यदि दी्घांत्‌ ऐसा न पढ़ा जाए तो कुडय्रच्छाया यहां भी विकल्प से 
तुक्‌ होगा । 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक ८५ 


द्वा इत्येच ब्रुयात्‌ । इह तहि--खटवाभिः, अतो भिस ऐस इत्येस्भावः 
प्राप्ति । तपरकरणसमर्थ्यान्न भविप्याति । इह तर्हि याता वाता अतो लोप 
अशंधातुक इत्यकारलोपः प्राप्ताति। ननु चात्रपि तपरकरणसामर्थ्यादेच न 
भविष्यति । अस्ति ह्यन्यत्तपरकरणे प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । सस्यं लोपो मा 
सादिति । अथ क्रियमाणेऽपि तपरे परस्य लोपे इते पूर्वस्य कस्मान्न भवति। 
परलोपस्य स्थानिवदूभावादसिद्धत्वाच्च ! एवं तह्यचार्यप्रवृत्तिज्षापयाति 
नाकारस्थस्याऽकारस्य लोपो भवतीति । यदयम्‌ आतोऽनुपसग कः इति 
ककारमनुवन्ध करोति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । कित्करणे एतत्प्रयोजनम्‌— 
क्रितीस्याकारलोपो यथा स्यादिति । यद्याकारस्थस्याऽकारस्य लोपः स्यात्‌, 








= ee === = = 


जाने से दीधे ग्रहण व्यर्थ होता )। अच्छा तो खट्वाभिः यहाँ हस्ताश्रय विधि अतो 
भिस ऐस से भिस के स्थान में ऐस प्राप्त होता हे । ( उत्तर) अकार तो तपर करने 
के बल पर यहां ऐस नहीं होगा (प्रकृत में यदि ऐस हो जाए तो तपरकरण व्यर्थे हो 
जाय )। अच्छा तो याता वाता — यहां अतो लोप आधधातुके इस सूत्र से आके 
भीतर के हस्त अ का लोप होना चाहिए । अजी यहाँ भी तपरकरण के बल पर ही लोप 
नहीं होगा । नहीं, यहां तपरकरण का कोई दूसरा प्रयोजन हे । क्या! सारे दीर्ध 
आका खोप न हो जाए (आके एक अवयव अका लोप तो होगा ही )। यदि 
पूछो तपर करने पर भी परले अ का लोप होने पर पूत्र अ का लोप क्यों नहीं होता तो 
हम कहेगे स्थानितद्गात होने से ओर असिद्ध होने से ऐसी अवस्था म आचाय-प्रब्वत्ति 
बतलाता हल 

आकार के भीतर वर्तमान अका लोप नहीं होता, क्योंकि आचार्य आतो- 
ऽनुपसर्गे कः ( ३। २। ३ ) इस सूत्र सें प्रत्यय को इत्संज्ञक ककार-सहित पढ़ते हैं । 
यह क्यो कर ज्ञापक हुआ? कित्करण में यही तो प्रयोजन है कि कितप्रत्यय परे 
होने पर ( धातु के) आ का लोप हो जाय। यदि आकार के भीतर वर्तमान अ 





१. अतपर होने पर अ अपने सवर्णो का ग्राहक होगा, जिससे सम्पूण आ का 
छ.प होने ळगेगा । 

२. असिद्धवदत्राभात्‌ ( ६।४।२२ ) इस शास्त्र से। यह इस तरह समझना 
चाहिये-अपाचितराम्‌ में चिणो लुक ( ६।४।१०४) इस शास्रस तका छुक्र 
होनेपर तराम्‌ शब्द का भी जब इसी शास्त्र से लक्‌ प्राप्त हुआ तो इसी शास्त्र से . 
किए हुए त-लुक को असिद्धवत्‌ मान कर व्यवधान होने से तराम्‌ शब्द के लुक 
को रोका जाता है, इसी प्रकार प्रकृत में अतो छोपः शास्त्र से किये गये परले अ के 
लोप को असिद्धवत्‌ मानकर इसी शास्त्र से प्राप पूर्वे अ के लोप को रोका जाता है । 


| 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


८६ व्याकरणमहाभाष्य 


कित्करणमनर्थकं स्यात्‌ । परस्याकारस्य लोपे इते द्रयोरकारयोः पररूपे 
हि सिद्धं रूप स्याद्‌ गोद्‌ः कम्वळद इति । पच्यति त्वाचार्यो नाकारस्थ- 
स्याऽकारस्य लोपः स्यादिति, अतः ककारमनुवन्धं करोति । न्षेतदस्ति 
ज्ञापकम्‌ । उत्तराशमेतत्स्यात्‌-तुन्दशोकयोः परिखजापचुदोः इति। 
यत्तर्हि गापोएक्‌ इत्यनन्याथ ककारमडुवन्धं करोति । 


एकवर्णवच्च 1 
एकवर्णवच्च दीघो भवतीति वक्तव्यम्‌। किं प्रयोजनम्‌ ! वाचा तर- 
तीति द्रथज्ळक्षणए्ठन्मा भूदिति। इह च वाचो निमित्तम्‌, तस्य निमित्तं 
संयोगोत्पातौ इत्यनुवर्तमाने गोद्वयच इति द्रयज्ळक्षणो यन्मा भूदिति । 
अत्रापि गोनौग्रहणं ज्ञापकम्‌-दीर्घाद्‌ द्रथज्लक्षणो विधिनं भवतीति । अयं 
तु सवेषामेच परिह[रः-- 


का ( अतो लोपः से ) लोप हो जाय तो इस सूत्र में कित्करण व्यर्थे हो जाय । आ 


(=भ+अ ) के परळे अका लोप होने पर प्रत्यय के अ और प्रकृति के अवशिष्ट 
अ के स्थान में (अतो गुणे ६।१।९७से ) पररूप एकादेश होने पर इष्ट रूप 
गोदः, कम्बलदः सिद्ध हो जायगा। पर आचारय जानते हैं आकार के अवयव-भूत 
अ का लोप न होगा । अतः ककार अनुबन्ध लगाते हैं । पर यह तो ज्ञापक नहीं बन 
सकता । यहीँ का क प्रत्यय उत्तर सूत्रों में अनुवृत्ति के लिये रहेगा । जेसे तुन्द- 
शोकयोः परिमृजापनुदोः (३।२।५) इस सूत्र में । अच्छा तो जो गापोष्टक्‌ ( ३। २। ८ ) 
में जो ककार अनुबन्ध लगाया है जिस का दूसरा प्रयोजन ही नहीं, वह ज्ञापक रहेगा । 

(चा०) एक वर्ण की तरह । 

दीधे एक वणे एकाच्‌ होता है ऐसा कहना चाहिये । क्या प्रयोजन हे ? वाचा 
तरति इस विग्रह को आश्रित कर वाच्‌ से ( नौद्वयच उन्‌ ४। ४। ७ से ) द्वयच्कता 
( दो अचों ) को मान कर कही ठन्‌ प्रत्यय न हो जाय। और वाचो निमित्तं संयोग 
उत्पातो वा इस विग्रह को आश्रित कर के गोद्दथ्च: ( ५[१॥३९ ) इस सूत्र से वाच सै 
ता को मान कर कहीं, यत्‌ न हो जाय । नहीं, ऐसा नहीं होगा । यहाँ भी गो और 
नो का इन दोनों सूत्रों में द्यच्‌ से जुदा ग्रहण होने से ज्ञापित होता है दोघे से दृथज- 
निमित्तक विधि नहीं होती। पर वक्ष्यमाण उत्तर सभी दोषों का एक ही परिहार है--- 


१. सति प्रयोजने न ज्ञापकं भवति प्रयोजन हो तो ज्ञापक नहीं होता । यहाँ तो 
क्रित करण प्रयोजनवान्‌ है। यदि प्रत्यय कित्‌ न हो ( जो यहाँ है ) तो आकार के उत्तर- 
भाग अकार का अतो लोपःसे लोप होने पर धातु के अवरिष्ट अ और प्रत्यय के 
भका पररूप एकादेश हो जाने पर और इस को धातु के प्रति अन्तवद्भाव होने 


र 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


# कक 


। कछ काका 


४114454014... 5. ... 


द्वितीय आह्विक ८७ 


ना5व्यपबृक्तस्यावयवे तद्विधिर्यथा द्रव्येषु । 
नाऽव्यपद्गक्तस्याऽवयवाश्रयो विधिर्भवति यथा द्रव्येषु । तद्यथा 
द्रव्येषु खत्तदश सामिधेन्यो भवन्ति इति न सप्तदशारत्निमात्रं काष्टमग्ना- 
वभ्याधीयते। विषम उपन्यासः । प्रत्यृचं चैव हि तत्कर्म चोद्यते । असम्भव- 
इचाग्नो वेद्यां च। यथा तर्हि सप्तदश प्रादेशामाचीराइवत्थीः समिधो 
ऽभ्याद्‌धीत इति न सक्तदशपरादेशमात्रं काष्ठमग्नावभ्याधीयते । अत्रापि 


प्रतिप्रणव॑ चेतत्कर्म चोद्यते। तुल्यहचासंभवोऽग्नौ वेद्यां च। यथा तर्हि 


( वा० ) अभिन्नतया भासमान वर्ण समुदाय के अप्रथग्‌-भूत ( अस्वतन्त्र ) 
अवयव को तत्सदृश, स्वतन्त्र, भिन्न वणे के तुल्य विधि नहीं होती जैसे द्रव्या में। जैसे 
(वेद में कहा है) सक्षदश सामिधेन्यो भवन्ति अर्थात्‌ समिदाधान के सत्तरह ऋर्मन्त्रां 
से सत्तरह ( एक-एक हाथ लम्बी) समिधा रखी जाती हॅ, पर इस वचन के आधार पर 
सत्तरह हाथ लम्बी एक ही लकड़ी तो अग्नि में नहीं रखी जाती ( यद्यपि वहाँ भी एक 
एक हाथ रस्त्रे टुकड़े ससुदाय-घरकतया विद्यमान हें, पर वे अभिन्न-बुद्धि-गम्य-समुदाय 
के अभिन्न अस्वतन्त्र अवयव हैं, सत्तरह हाथ लम्बे उस एक काळ में सत्तरह काष्ठ हैं 
ऐसी बुद्धि नहीं होती, अतः तदाश्रित कार्य नहीं होता) । यह दृष्टान्त ठीक नहीं । 
एक्र एक ऋचा को उच्चारण कर एक-एक समिधा को रखने का विधान हे 
ओर अग्नि व वेदी सें सत्तरह हाथ रम्बा काऱ्ड रखा भी नहा जा सकता । ( अच्छा 
तो दूसरा दृष्टान्त लीजिए ) जैसे सत्तरह एक-एक बालिइत लम्बी अडवत्थ ( पीपल ) 
की समिधाओं को अग्नि में 'परे--दस विधान बल पर सत्तरह बाखिइत लम्बा 
एक ही काष्ठ अग्नि में नहीं घरा जाता । (यहाँ भी दृ्टान्तविषमता हे) यहां भी 
प्रति ओंकार उच्चारण के साथ एक-एक काऽ्ठ धरने की विधि है। और ( यदपि 
बालिइत अल्प-प्रमाण है, हाथ का आधा है तो भी ) यहां भी १७ बालिइत लम्बे 
एक ही काण्ड के अग्नि व बेदी में आधान का पहले जैसा असम्भव हे । अच्छा तो 


ब - लान mmm nn oe 01 7 ाळा्ययाळी 


से और उसे सुपि च से दीध होने पर भी एकदेशविकृतन्याय से धात्वन्तावयव ही 
रहने से छन्दोगाय यहाँ आतो धातोः ( ६।४।१४० ) से आ लोप होने लगेगा । यह कोई 
दोष नहीं । सन्निपात परिभाषा से यहाँ लोप नहीं होगा। अदन्त अङ्ग अथात्‌ अ को 
आश्रित कर के जो डेयेः से य हुआ है वह अ के लोप का निमित्त नहीं बनेगा । 

१. व्यपत्रृक्तं व्यपवर्यो भदः । अविद्यमानं व्यपत्र क्तमस्येत्यव्यपत्रक्तम्‌ , तस्य॒ 
अभिन्नबुद्धिविषयसमुदायस्य । अव्यपत्रक्तस्य और अवयवस्य ये दोनों व्यधिकरण 
षष्टियॉ हैं, समानाधिकरण नहीं, अस्यपड्डक्त के अवयव का ऐसा अर्थ है, न कि 
अच्यपद्रक्त जो अवयव उस का ऐसा । 

२. और सम्भवमात्र को लेकर कार्य नहीं होते, कार्य-निमित्तक बुद्धि हो तभी होते हैं। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


ट्ट व्याकरणमहा भाध्य 


भले न विक्रेतव्यम्‌, मांस न विक्रेतव्यम्‌ इति व्यपक्चक्त च न विक्रीयते, 
अव्यपदृक्त--गावः सपेपाइच विक्रीयन्ते । तथा रोम नखं स्पृष्ट्वा 
शौच कर्तव्यम्‌ इति व्यपदृक्तं स्पृष्ट्वा नियोगतः कव्यम्‌ । अव्यपवृक्ते 
कामचारः । यत्र तर्हि व्यपवर्गास्ति क च व्यपचगा।स्त । सन्ध्यक्षरेपु। 
सन्ध्यश्गरेषु विवृतत्वात्‌ । 

यदत्राउवर्ण विवृततरं तदन्यस्मादचर्णाद्‌ । ये अपीव्णोबणे वित्वततरे 

ते अन्याभ्यामिवर्णोवर्णा भ्याम्‌ । अथवा पुनंनं ग्रह्मन्ते । 
अग्रहणं चन्नुड्बिधिलादेशबिनामपु ऋकारग्रहणम । 





यह रष्टान्त छीजिए-- ( स्मृतिकार का वचन है ) तेल नहीं बेचना चाहिए, सांस नहीं 


बेचना चादिए, पर एथग्भूत तो बेचा जाता है, और अप्र्थगा-भूत जसे गो आर तिल 
नहीं बेचे जाते । इसी प्रकार ( स्मृति हे-- ) छोमों को ओर नसा को छूकर स्नान 
करे । यहां जुदा हुए-हुए लोमा ओर नखों को छूकर अवश्य स्नान करना होगा, परन्तु 


दरीरस्थ लोम, नखां को छूकर इच्छा हो स्नान करे, अनिच्छा हो, न करे । अच्छा ताँ 


जिस समुदाय में प्रथकृता भास रही हो ( वहाँ अवग्रवाश्रित कार्य क्या न हो? )। 
कहां एथकृता भासती हे? सन्ध्यक्षरों में । | 

( वा० ) सन्ध्यक्षरों में विदत होने से (अवयवाश्रित कार्य नहीं होगा) । इन 
सन्ध्यक्षरो मे जो कवणे (अवयव ) हे वह लोक मे प्रयुक्त स्वतन्त्र अ की अपेक्षा 
विद्वततर हे ( अतः यह उसका सवणे नहीं ) भोर जो इ वर्ण और उ वर्ण है वे भी 
दूसरे इवण उदणे से विवृततर हैं ( अतः यहां के इत्रण उतरण स्वतन्त्र इवणे 
डवणे के सव पहं )। अथवा इन अवयवों का स्वतन्त्र वर्णा की तरह ग्रहण नहीं 
होता--यह पक्ष रहे । 

( वा० ) यदि ग्रहण नहीं होता तो नुट्‌ विधि, लादेश, विनाम ( णत्व ) की 


कतेव्यता में ऋकार का ग्रहण करना होगा । 


4000 कतिका 
१. परमार्थतः पृथग्‌ उपलभ्यमान स्वतन्त्र वर्णो की समुदाय में अवयव-रूप 
से अन्तः सत्ता नहीं है, केवळ वर्णीन्तर साहस्य से प्रत्यभिज्ञा होती हे । समुदाय वर्णो 
में समुदाय बुद्धि भी तात्त्विकी नही है, यहाँ भ्रान्तिवश अवयवाभास होने से वेसी बुद्धि 
कल्पित होती है । 
पंद न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च। 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कङचन ॥ 


इस वाक्यपदीय-वचन के अनुसार स्फोट को सिद्धान्त माननेवाले वेयाकरणां के 
लिये इस पूर्वे पक्ष का कौन सा अवसर हे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


>~ >>> WY कोत तो । 


द्वितीय आहिक ८९ 


अग्रहणं चेन्नु डविधिलादेशविनामेपु ऋकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ । 'तस्मा- 
न्युडू द्विहलः” ( ७।४।७१) ऋकारे चेति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌ 
आडधतुः, आनृश्ुरिति। यस्य पुनर्ग्रहमन्त द्विहल इत्यच तस्य सिद्वम्‌। यस्यापि 
न यृह्यन्ते तस्याप्येप न दोपः। द्विहल्य्रहणं न करिष्यते तस्मान्नुड्‌ भवतीत्येच। 


यादि न कियते आटलुः, आडुरित्यत्रापि घाप्रोति। अश्नोतिग्रहणं नियमार्थं 


भविष्यति, अद्नोतेरेचाऽवणोपधस्य, नान्यस्याऽवणॉपधस्येति । 
( चुड़विधिः )। [ 
hn he ७ ¢ ~ 
लादेशो च ऋकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ । कपो रो लः ऋकारस्य चेति वक्त- 
व्यम्‌। इहापि यथा स्यात्‌-_क्ल््तः क्त्ट्तवानिति। यस्य पुनर्गृह्यन्ते र इत्येव 
तस्य सिद्धम्‌। यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः । ऋकारोप्यत्र निर्दि 


इयते । कथम्‌ । अविभक्तिको निर्देशः--कृप, उः, रः, छः, कृपो रो ल इति। 


तस्मान्नुड्‌ द्विहलः इस सूत्र सें ऋकारे च ( ऋकार परे होने पर भी ) ऐसा 
पढ़ना होगा ताकि आनृधतुः ( ऋध्‌ का प्र० पु० द्विवचन में लिटू ), आनृधुः ( बहुः 
में लिट्‌) यहाँ भी डुट्‌ का आगस हो जाय। जिसके मत में वणी के एकदेश का 
स्वतन्त्र वणी के रूप में अहण होता है, उसके लिए द्विहळः कहने से ही नुट्‌ आगमे 
हो जाएगा । जिसके मत में ग्रहण नहीं होता उसमे भी यह (ऋकारग्रहणरूप) दोप 
नहीं आता । वह हिहृल्‌ का ग्रहण न करेगा तस्मान्नुड्‌ ( भवति), इतना ही सूत्र 
न्यास करेगा । यदि ऐसा किया जाएगा, आटतुः, आदुः--यहाँ भी नुट्‌ की प्राप्ति 
होगी । (नहीं होगी) अइनोतेश्च ( ७४५७२ ) सूत्र मे अछाड़ धातु का नुट्‌ बिधान 
के लिए जो ग्रहण किया है बह नियमार्थ होगा, अथात्‌ अवण उपधात्राले धातु को 
यदि चुर्‌ हो तो अशूङ्‌ को ही हो, अन्य को न हो। ( नुड्विधि के विषय में 
कह्‌ दिया ) । 

लादेश विधि सें भी ऋकार का ग्रहण करना होगा । कृपो रो छः ( ८।२।१८ ) 
यहाँ ऋकारस्य च ( ऋकार को लादेश हो ) ऐसा पढ़ना चाहिए, ताकि क्लसः 
क्लूक्तवान्‌--यहौं भी त्त हो जाय । जिसका यह पक्ष है वणो के एकदेशों का स्त्रतन्त्र 
वणी के रूप में ग्रहण होता हे उसके लिये तो सूत्र में पढ़े हुए रः से ही कार्यसिद्धि 
हो जायगी । (ऋकारस्थ रेफ भाग को लत्व करने से इष्ट सिद्धि हो जायगी) । जिसका 
पक्ष है ग्रहण नहीं होता, उसके विधय में भी ऋकारम्हण गोरव रूप दोष नहीं आता। 
(क्योंकि) यहीँ ऋकार का निर्देश पहले से ही किया हुआ है। वह कैसे ? कृपो 
रो लः सूत्र में कृप यह अत्रिभक्तिक ( विभक्ति-रहित ) निर्देश है, ऋ का पष्ठयन्त 
रूप उ: हे, कृप के पकारोत्तरवर्ता अकार से मिल कर ओ गुण हुआ है। 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


९० ब्याक॑रणसद्दाभाष्य 


अथैवा उभयतः स्फोरमातं निर्दिश्यते सथ्रुतेल॑क्षतिर्भवतीति । ( छादेशः ) 
चिनामे ऋकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ । रषाभ्यां नो णः समानपदे ऋकारा- 
च्चेति वक्तव्यम्‌। इहापि यथा स्यात्‌-मातृणां पितृणामिति । यस्य घुन- 
गह्यन्ते रपाभ्यामित्येच तस्य सिद्धम्‌। न सिध्यति । यक्तद्रेफात्परं भक्ते- 
स्तेन व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति । मा भूदेचम्‌। अड्व्यवाये इत्येव सिद्धम्‌ । 
न सिध्यति । वर्णैकदेशाः के वर्णग्रहणेन शृह्यन्ते ये व्यपवृक्ता अपिं चर्ण 
भवन्ति । यच्चापि रेफात्परं भक्तेः, न तत्कचिदपि व्यपञ्वुक्तं दश्यते । एवं 
तर्हि योगविभागः करिष्यते, रषाभ्यां नो णः समानपदे, ततः व्यवाये' । 
व्यवाये च रपाभ्यां नो णो भवतीति । ततः 'अट्कुप्वाङ्चुस्भिः इति। 
इदमिदानीं किमर्थम्‌। नियमार्थम्‌। पतैरेवाक्षरसमाम्नायिकै्व्यवाये, नान्यैः, 


PR Tl 


भश्रवा ऐसा समझिये कि यहौँ ( कृपो रो छः ) सूत्र में दोनों स्थानी र और आदेश छ 
में जातिस्फोट र, र का निर्देश दै । (यद्‌ लादेश विषय में कह दिया) 

विनाम {णत्व विधि) में ऋकार का ग्रहण करना होगा । जहाँ णत्व विधायक 
शास्त्र रपाभ्यां नो णः समानपदे पढ़ा है वहीं उसके साथ ऋकाराच्च ( ऋकार से परे 
भी) ऐसा कहना चाहिये । ताकि मातणाम्‌ पितणाम्‌-यदे भी णत्व हो सके । जिस 
का ग्रहण पक्ष है उसके मत में तो रपाभ्याम्‌ इतने से ही कार्य-सिद्धि हो जायगी । नहीं 
होगी । जो रेफ रूप भाग से परे अज्ञ-भक्ति हे उससे व्यत्रधान के कारण रपाभ्याम्‌-- 
इस सूत्र से प्राप्ति ही नहाँ। मत हो। अट्कुप्वाङ्‌ सूत्र से अट्रूप व्यवधान होने पर 
भी णत्व होता है, (सो णत्व निर्वाध है) । णत्व ( इस सूत्र से भी ) नहीं हो सकेगा । 
वर्णी के एकदेश (अत्रयत्र) ये ही तो वणेरूप से गृहीत होते हैं जिनके सदृशा स्वतन्त्र 
वणे हें । रेफ रूप भाग से परे जो अच भक्ति मानी जाती है वह ( तत्सरृश वर्ण) कहीं 
भी दीखता नहीं । अच्छा तो हम योगविभाग करेंगे । रघाभ्याम्‌-इस सूत्र को पढ़कर 
व्यवाये यह वचन पढेगे, अर्थ होगा र्‌ घ्‌ से परे न्‌ को ण्‌ होता हे और (किसी वर्णके) 
व्यवथायक होने पर (भी) यह णत्व हो जाता है । इसके अनन्तर अट्कुप्वाङनुम्भिः 
(अट्‌ , कवर, पवर, आङ, नुम्‌ इनके द्वारा व्यवधान होने पर) ऐसा पदर | यह किस 
ल्यि ? नियम करने के लिये । अक्षर-समाम्नाय में उपदिष्ट वर्णी द्वारा यदि व्यवधान 
हो तो इन्डी (अट्‌ , कवगे, पवग, आङ्‌ और नुम्‌ ) द्वारा व्यवधान होने पर णत्व हो, अन्य 


> OO 2 उन. 





१. कृपः उः रेफस्य रत्वम्‌-~यह एक वाक्य, कृपो रेफस्य लत्वमू--यह दूसरा । 
इस प्रकार वाक्यभेद हो जाता है। पर यह न्याय है कि एकवाक्यता के संभव होने पर 
वाक्य-भद्‌ का आश्रयण युक्त नहीं, अतः भाष्यकार पक्षान्तर का उपन्यास करते हैं । 


२. यह नियम अक्षर-समाम्नाय में पढे हुए वणो द्वारा व्यवधान का संकोच करता 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक ९१ 


इति। यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः । आचार्य प्रच्न त्तिज्ञापपति--भवति 
ऋकाराज्नों णत्वमिति, यदयं श्वुभ्नादिपु नुनमनशब्दै पठति । नेतद्स्ति ज्ञाप- 
कम्‌ । वृद्धयर्थमेतत्स्यात-नार्नमनिः । यत्तर्हि तृप्नोतिशब्दे पठति । यच्चापि 
न्रुनमनशब्दै पठति । ननु चोक्तं बृद्धयर्थमेतत्स्यात्‌ । वहिरङ्गा वृद्धिरन्तर्ध 
णत्वम्‌ । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे । अथवा उपरिष्टाययोगविभागः करिष्यते । 
ऋतः नो णो भवति । ततः 'छन्द्स्यवग्रहात्‌' ऋत इत्येच । 
प्लुतावैच इदुतो ॥ 

एतञ्च वक्तव्यम्‌। यस्य पुनर्यृह्यन्ते शुरोष्टेरित्येव प्लुत्या तस्य सिद्धम्‌। 

यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः । क्रियत एतन्त्यास एव । 





द्वारा व्यवधान होने पर न हो। जिसका अग्रहण पक्ष है उसे भी यह ऋकार ग्रहण-रूप 
दोष नहीं आता । आचार्ये की प्रबृत्ति बतलाती हे ऋकार से परे न्‌ को ण्‌ होता है जो 
वे क्षुम्नाति गण भें नुनमन शब्द पढ़ते हैं (प्राप्त था तभी तो वारण करने के लिये 
क्षुम्नाति गण से पाठ कर दिया )। नहीं यह कोई ज्ञापक नहीं । इस ( नुनमन ) का 
पाठ तो इसलिये किया गया हो सकता हे कि जब अपत्याथे इज प्रत्यय आने पर आदि- 
दुद्धि होकर पूवे पद सें रकार मिल जाय तब उससे परे न्‌ को ण॒ न हो। नानमनिः 
ऐसा रूप हो । अच्छा जो इसी गण में तृप्नोति शब्द पढ़ा है, यह ज्ञापक रहेगा । ओर 
नुनसन शब्द का पाठ भी ज्ञापक होगा । अजी अभी कहा था कि उसका पाठ वृद्धि 
होकर नानेमनिः रूप सें रकारनिसि्तक णत्व को रोकने के लिये हो सकता है। नहीं। 
( वहिभूत निमित्त इञ्‌ प्रत्यय होने से ) बृद्धि बहिरङ्ग है और ( अन्तर्भूत निमित्त 
होने से ) णत्व अन्तरङ्ग है । अन्तरङ्ग शाख की दृष्टि मे बहिरङ्ग शास्न असिद्ध होता 
है ( सो ऋकार निमित्तक णत्व को रोकने के लिये ही नुनमन शब्द का पाठ है ) । 
अथवा अगले सूत्र को विभाग करके पढ़ेगे--ऋहतः ( सूत्र के अविभक्तिक ऋत्‌ की 
पञ्चमी । और अर्थ होगा ऋ से परे न्‌ को ण होता है। तब छन्दस्यत्रग्रहात्‌ पढ़ेंगे 
जिसमें पूर्वे सूत्र से ऋतः इसकी अनुबृत्ति होगी । 

( अहणवादी का कथन )--प्छतावेच इदुतौ ( ८।२।१०६ ) अर्थात्‌ ऐच के 
अवयव इ, उ को प्छुत होता हे--यद तुम्हें कहना पडेगा । जिस के मत में अवयवी 
का स्वतन्त्र वणी की तरह ग्रहण होता हे, उस के मत में गुरोरनृतः इत्यादि सत्र से 
ही प्लत हो जायगा । ८ उत्तर ) जिस के मत में ग्रहण नहीं होता, उस में भी कोई 
दोष नहीं ( गौरव नहीं आता )। सूत्रकार ने पहले ही इस वचन को सूत्ररूप में पढ़ 
रखा है ( यही कोई अपूदै वचन नहीं पढ़ना है ) । 


है। रेफ रूप भाग से परे जो अज्भक्ति मानी जाती है उसका नहीं, सो वहां ब्यवाये इस 
योगविभाग से निर्वाध णत्व होगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





९२ ब्याकरणसहाभाऱ्य 
तुल्यरूपे' संयोगे द्विव्यज्जनविधिः ॥ 


तुल्यरूपे संयोगे हिव्यञ्जन श्रयो विधिर्न सिध्यति छु शकु 
पिउप्पली, पिश्त्तमिति । यस्य पुनर्ुह्यन्ते तस्य ठो ककार, छो पकारे, क्ला 
तकारो । यस्यापि न गह्यन्ते तस्यापि द्रौ ककारो, दो पकारो, छो तकारो । 
कथम्‌ । मात्राकालोऽत्र गम्यते । न च मात्रिकं व्यञ्जनमास्त । अजुपादे्श 
सत्कथं दाक्यं विज्ञातुम्‌ । असच्च कथं शक्यं प्रतिपत्तम्‌ | यद्यापे ताचद्‌त्रे- 
तच्छक्यते वक्ठु यत्रैतन्नास्ति-अण्‌ खवर्णान्णृह्णातीते । इह लु कथम्‌ 
स्यन्ता, स वूँवत्सरः, यळँलोकम्‌, तलॅलोकम्‌ इति। यत्रेतद्स्त्यण्‌ सवर्णान्‌ 


> 








( वा० ) ( ग्रहणवादी फिर दोष देता है )-तुल्यरूपवाले अवयव जिस वणे 


में हैं और जो संयोगसंज्ञा के योग्य ( एक ) वर्ण है वहां तुम्हें ( अग्रहणवादी को ) 


हळू-द्व्य-आश्रित सयोगसंज्ञा अप्राप्त होने से कहनी चाहिये । जिस से संयोग के परे 
होने पर पूर्व की गरु संज्ञा होने से गुरोरतृतः-- से कुश्क्कुट, पि३प्पली, पित्त 
इत्यादि मे प्टुत हो सके । ( हमारे मत में अवयव-भूत ककारादि को लेकर दो 
ककार, दो पकार, दो तकार हें )। ( उत्तर-- ) जिसके मत में ग्रहण नहीं होता 
उसके मत में भी दो ही ककार, दो ही पकार और दो ही तकार हैं । तुम पूछो केसे ? 
(तुम्हारा यहाँ छ, प्प, त्त में एक वर्ण मानना भ्रान्ति है) कारण कि मात्रा काळ संयोग 
का बोध हो रहा है, पर मात्रा काळ वाळा व्यञ्जन तो है नहीं । जब आचार्य ने उसका 
प्रत्याहारसूत्रो मै उपदेश नहीं किया तो उसकी सत्ता केसे जानी जाय -और जो 
अविद्यमान हे उसे केस स्वीकार किया जाय । यहाँ पूवैपक्षी ( अहणवादी ) कहता 
हे कि जहां अण्‌ भिन्न वणौ क्क, प्प, त्त आदि में अणुदित्सवणेस्य चाप्रत्ययः (१।१।६९) 
ग्रहणक शास्त्र नहीं लगता वहाँ तुम भले ही उपदेशाभाव और असत््वरूप अग्रहण 
में हेतु दे सको, पर जहां सग्रेयन्ता, सँवत्सरः, यझँलोकम्‌ , तलेंलोकम्‌ आदि में अण 
से गृहीत होने से साक्षात्‌ उपदेश न होने पर भी उपदिष्टत्व और सत्त्व है ही । वहां 
अण॒ रूप यू, व्‌ , टू अपने सवणा का ग्राहक होने से दो य्य, दो च्व, दो ल्ल को एक 
वणे हळू के रूप में ग्रहण ( बोध ) करायग सो अग्रहण पक्ष मै दो हळू न होने से 
सयोग सज्ञा न बनेगी। (उत्तर--) यकारादि के अण्‌ होने पर भी द्वियकारदि को वह 
अहण नहीं करा सकता, जो है उसीका ग्रहण करा सकता है। य्य आदि मात्राका- 








१. तुल्यरूपावयवः संयोगस्तुल्यरूपः। मध्यमपदलोपी समासः । तुत्यरूप- 


संयोग की पूवपक्ष में एक्वणता है, सिद्धान्त में वणद्वयरूपता । शीघ्रोच्चारणवझात्‌ 
एकत्व ज्ञान तो भ्रान्त हे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





३: एफ इ आओ ए 


द्वितीय आहिक ९३ 


ग्रह्मातीति ! अआपि मात्राकालो गृह्यते । न च मात्रिकं व्यञजनमस्ति । अनु- 
पदिष्ट सत्कर्थ शक्यं विज्ञातुम्‌ । असञ्च कथं शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । 
हयवरट्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वे वर्णाः सकृदुपदिष्टाः, अयं हकारो द्विरुपद्श्यते-पूर्वरचेव 
परद्च । यदि पुनः पूर्वे पवोपदिञ्येत, पर एव चा । कझ्चात्र विशेषः । 
हकारस्य परोपदेशाऽड्ग्रहणेषु हग्रहणम्‌ ॥ 
हकारस्य परोपदेशे ५ ड्ग्रहणेपु हग्रहणं कर्तव्यम्‌ आतोटि नित्यम्‌, राइछोटि , 
दीर्घादडि समानपादे हकारे चेति वक्तव्यम्‌। इहापि यथा स्यात्‌-महाँ 
हि स्रः । 
त्म्म उ 
उत्व च ॥ 
उत्वे च हकारग्रहणं कर्तव्यम्‌ अतो रोरप्लुतादप्लुते हरि च हकारे 


ब 


लिक हैं, व्यञ्जन ( हळू ) तो सात्राकालिक होता नहीं (वह तो अर्धमात्रिक होता है ), 
उसका आचा? ने उपदेश नहीं किया, उपदेश के बिना उसकी सत्ता केस जानी जाय । 
जो अविद्यमान हे उसे कैसे स्वीकार किया जाए? | 
हयवरट्‌ ॥५॥ 
सभी वणौ का ( दणेसमास्नाय में ) एक ही बार उच्चारण किया गया है, पर 
हकार ही का दो बार उच्चारण किया गया हे, पहले भी ओर पीछे भी। यदि पहले 
ही उच्चारण किया जाए अथवा पीछे ही, तो इसमें क्या भेद पड़ता है ? 

( वा० ) इकार के केवळ पर उपदेश होने पर जिन सूत्रों सें अट्‌ ग्रहण किया 
उनमें हकार भी अहण करना चाहिए, ( जैसे ) आतोऽटि नित्यम्‌ , शउ्छोच्टि 
दीर्घादटि समानपदे इन सत्रों में हकार परे होने पर भी ( इन सूत्रा से विहित कार्य ) 
होते हैं ऐसा कहना चाहिए ताकि महै हि सः--यहौँ भी रुत्व ओर अनुनासिक हो जाय। 

(वा०) उत्व की कतेव्यता में भी हकार ग्रहण करना चाहिये अतो रोरप्लुताद्‌- 


/ 4? AY 





१. सानुनासिक और निरनुनासिक यहाँ दो वर्ण हैं । 

२. यह सूत्र अट्प्रत्याहारा्थ हृकार के उपदेश में प्रसङ्गोच्चारित है । अट्कुप्वाङ्‌ 
आदि के साथ प्रसङ्ग से पढ़ दिया हे । वस्तुतः इस अट्‌ में हकार के उपदेश का कोई 
प्रयोजन नहीं । क्योंकि हकार परे रहते शकार का मिलना सवेथा असम्भव है । 

३. उत्व के साथ भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि यहाँ अश्‌ प्रत्याहार में भी 
हकार के उपदेश का प्रयोजन समझना चाहिये । भो हसति देवा हसन्ति, आदि में हकार 


को होता । 
परे रहते रु ण्‌ 41५8 है, Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


५४ व्याकरणमहाभाष्य 


चेति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌--पुरुषो हसति ब्राह्मणो हसतीति। 
अस्तु तहिं पूर्वापदेशः । 
पूर्वापदेशे किखक्सेड्विधयो झल्म्रहणानि च ॥ 
यदि पूर्वोपदेशः कित्त्वं विधेयम्‌-स्निहित्वा, स्नेहित्वा, सिस्नि- 
हिपति, सिस्नेहिपति रलो व्युपधाद्वळादेः इति कित्त्वं न प्राप्नोति। 
क्सविधिः-क्सङ्च विधेयः--अधुक्षत्‌, अलिक्षत्‌ शल इगुपधादनिटः 
क्स इति कसो न प्राप्रोति । इड्विधिः--इटू च विधेयः-रूदिहि बलादि- 
लक्षण इण्न प्राप्नोति । झस्ग्रहणानि च । किम्‌ । अहकाराणि स्युः । तत्र को 
दोपः । झळो झलि इतीह न स्यात्‌-अदाग्धाम्‌ अदाग्धम्‌। तस्मात्पूचे- 
र्चेचोपदेप्व्यः परश्च। यदि च किचिदन्यत्राप्युपदेरो प्रयोजनमस्ति 
तत्राप्युपदेराः कर्तव्यः । 
इदं विचार्यते-अयं रेफो यकारवकाराभ्यां पूर्व एवोपदिञ्येत हरय- 
वसू इति, पर एव वा यथान्यासम्‌ इति । कइचात्र विशेषः । 
प्लुते की अनुवृत्ति करते हुए हशि च सूत्र में हकार परे होने पर भी उत्व हो ऐसा 
कहना चाहिये ताकि पुरुधो हसति, बाणो हसति यहाँ भी उत्त्र हो जाय । अच्छा तो 
पूर्वे ही उपदेश हो । 
(बा०) यदि पूर्वं ही उपदेश हो तो कित्व विधि, क्स विधि तथा इट्‌ विधियाँ 
नहीं सिद्ध होतीं ओर जहाँ झल ग्रहण किया गया है वह हकार-रहित होगा । 
यदि पूर्वोपदेश ही किया जाय तो कित्व का विधान करना पड़ेगा । स्निहित्वा, 
सिस्निहिषति, सिस्नेहिषति में रलो व्युपधाद्धलादेः--इस सूत्र से हकार के रल्‌ प्रत्या- 
हारान्तगेत होने से सेट्‌ क्त्वा ओर इडादि सन्‌ विकल्प से कित्‌ नहीं हो सकते । क्स- 
विधि:--क्स का भी विधान करना पड़ेगा। अधुक्षत्‌, अलिक्षत्‌ (दुह्‌ और लिहू का ळड) 
में रळ इगुपधादनिटः क्सः इस सूत्र से क्स की प्राप्ति नहीं होती। इड्विधि-इट्‌ का 
भी विधान करना होगा (क्यों कि अव) वलादि प्रत्ययनिमित्तक इट्‌ की प्राप्ति नहीं। 
झळ्ग्रहण भी । क्या कहना चाहते हो? यही कि झल प्रत्याहार हकार रहित हो जायेंगे । 
भब इस बात पर विचार किया जाता है रेफ का यकार वकार से पूर्व ही 
उच्चारण करके (सूत्र को) हरयवट्‌ इस रूप से पढ़ा जाय अथवा जैसे आचार्ये ने इसे 
रखा है (हयवरट्‌ के रूप में) । तो इसमें क्या विशेष हे ? 
१. यहाँ विधि शब्द में कमेणि कि प्रत्यय समझना चाहिये । कित्त्व क्स इट्‌-- 
ये विधेय हैं । 
२. वर्णो का उपदेश किसी शास्त्रीय प्रयोजन के लिये किया जाता है ( केवल ) 
स्वरूपबोधन के लिये नहीं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक ५५: 


रेफस्य परो पदेशे $नुनासिकाद्विर्वचनपरसवर्णप्रातिवेधः ॥ 

रेफस्य परोपदेशे ५चुनासिकद्वि्चनपरसवर्णानां प्रतिपेधो वक्तव्य: । 
अतुनासिकस्य--स्वर्नयति, प्रातर्नयति यरोनुनासिके$ननासिको वा 
(८४1४५) इत्यनुनासिकः प्राप्तोति। द्विर्वचनस्य-मद्रहृदः, भद्रहृद्‌ः यरः 
(८।३।३६) इति द्विर्वचनं प्राप्नोति । परसवर्णस्य-कुण्डं रथेन, वनं रथेन 
अनुस्त्रारस्य याये (८।४।५८) इति परसवर्णः प्राप्मोति। अस्तु तर्हि 
पूर्वोपदेशः । 

पूर्वोपदेशे कित्त्वप्रतिषेधो ब्यलोपवचनं च ॥ 
यदि पूर्वोपदेशः कित्त्वं प्रतिषेध्यम्‌ । देवित्वा दिदेविषति रलो व्य- 
Nn ~ = = OT a 

पधादिति कित्त्वं भाझोति । नेष दोषः । नैवं विज्ञायते रलः व्युपघादिति । किं 
तर्हि । रळः अव्‌ व्युपधादिति । किमिदम्‌ अव्‌ व्युपधादिति। अवकारान्ताद्‌ 
व्युपधाद्‌ अवव्युपधादिति। व्यलोपवचनं च- व्योइच लोपो वक्तव्यः । 





(वा०) रेफ का पर उपदेश करने पर अनुनासिक, द्विवचन और परसवर्ण 
का निषेध कहना होगा । अनुनासिक के निषेध का विषय स्त्रनेयति, प्रातनेयति, यहाँ 
यरोजुनासिकेऽनुनासिको वा इस सूत्र से रेफ को यर्‌ प्रत्याहारान्तर्गत होने से अनु- 
नासिक प्राप्त होता हे । द्विवचन के निषेध का विषय--मद्रददः, . भद्रहददः यहाँ अचो 
रहाभ्यां द्वे सूत्र से रेफ के यरप्रत्याहारान्तरीत होने से द्वित्व प्राप्त होता है। परसवण 
के निवेध का विषय---ऊुण्ड रथेन, वनं रथेन यहाँ अनुस्वारस्य ययि परसवणेः इस सूत्र 
से रेफ के यय्‌ प्रत्याह्वारान्तगत होने से अनुस्वार को परसवर्णे प्राप्त होता है । अच्छा 
तो (रेफ का) पूवै उपदेश ही हो । 

(वा०) पूरै उपदेश होने पर किस्व का प्रत्पिध करना होगा और वकार यकार 
का लोप भी कहना होया । = 

यदि (रेफ का) पवे उपदेश किया जाय तो कित्त्व का प्रतिषेध करना होगा 
देवित्वा दिदेविषति । यहाँ व्‌ के रळ प्रत्याहारान्तर्गंत होने से रळो व्युपधाद्धलादेः 
संच (१।२।२६) इस सूत्र से सेट्‌ कत्वा और सेट्‌ सम्प्रत्यय को विकल्प से किच् प्राप्त 
होता है । यह कोई दोष नही । हम सूत्र का पदच्छेद रलः व्युपधात्‌ ऐसा नहीं समझते 
किन्तु रलः अव्‌ व्युपधात्‌ ऐसा समझते हैं । तो अव्‌ व्युपधात्‌ इसका क्या अर्थ हे? जो 
व्युपध हो पर वकारान्त न हो उससे । व्‌ य्‌ का लोप भी--गोधेरः, पचेरन्‌, यजेरन्‌, जीव्‌ 
धातु से रदानु प्रत्यय करने पर - ऐसे स्थलों में कहना होगा, कारण कि अब रेफ 
वल्प्रत्याहारान्तमत न रहा अतः लोपोब्योवेलि ( ६१।६६ ) इस सूत्र से लोप न हो 
सकेगा -सद कोई, दोष. लडी, 1 पोपिकि, सतत, मे रो हा. सी, निदेश, (उच्चारण) आचार्य 


९६ व्याकरणमहांभाज्य 


गौधेरः, पचेरन्‌, यजेरन्‌, जीवे रदालुः-जीरदाजुः । वलीति रोपो न 
प्राप्रोति । नेष दोषः। रेफोऽप्यत्र निर्दिदयते लोपो व्योर्‌ वलि इति, रेफे च 
वलि चेति । “न 
अथवा पुनरस्तु परोपदेशः। नजु चोक्तं रेफस्य परोपदेशे5चुनासक- 
द्विश चनपरखवर्णप्रतिपेध इति। अनुनासिकपरसवर्णयोस्तावत्मतिपेधो न 
वक्तव्यः, रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति। द्वियचनेऽपि। ने रहो कार्यिणो 
द्विर्वचनस्य । कि तर्हि । निमित्तमिमो रहो द्विवचनस्य। तद्यथा ब्राह्मणा 
भोज्यन्तां माठरकौण्डिन्यौ परिवेविषातामिति । नेदानीं तो सुञ्जाते । 


इदं विचार्यते--इमेऽयोगवाहा न क्चिद॒पद्श्यन्त श्रयन्ते च। तेषां 





ने किया है, लोपो व्योर्वलि ऐसा सूत्रन्यास अभिप्रेत हे । ( संहिता कार्य से रेफ 
का लोप हुआ हे )। अर्थ हुआ चल्‌ परे होने पर भी लोप हो और रेफ परे होने 
पर भी । े 

अथवा ( सूत्रानुसार ) परोपदेश ही रहे ( क्या हानि हे? )। अजी अभी कदा 
था, परोपदेश होने पर अनुनासिक, द्विवचन और परसवर्ण का प्रतिवेध करना होगा । 
अनुनासिक और परसवर्ण के निषेध करने की कोई आवश्यकता नहीं, कारण कि रेफ 
भोर ऊष्म वण (रा घ स ह ) के सवर्ण नहीं होते । रहा द्वियचन का निषेध, सो भी 
न कहना होगा, कारण कि हकार यर्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत न होने से द्वित्व-रूप काये 
का भागी ही नदी, ओर रेफ यद्यपि यर्‌ है तो भी द्वित्व विधि में निमित्त होने से 
कार्यी नहीं हो सकता । ( इसमे लोकिक दृष्टान्त देते हैं ) जेसे ब्राह्मणों को भोजन 
कराया जाय, माठर और कौण्डिन्य (मठर और कुण्डिन गोत्रज ब्राह्मण) भोजन परोस । 
परोसते हुए चे स्वयम्‌ भोजन नहीं करते । 

अब इस बात पर विचार किया जाता है कि इन अयोगवाह नामक वर्णी का 
कहीं भी उपदेश नहीं किया, पर शास्त्र मै ओर लोकव्यवहार में इनका श्रवण होता है। 
अतः रास्त्र-कार्य के लिए इनका उपदेश होना चाहिए । अयोगत्राह नाम के कौन से 


१. सामान्यतया यह लोकव्यवहारसिद्ध वात है कि विशेष विधि द्वारा 
सामान्य विधि की बाधा हुआ करती है। अचो रहाभ्यां द्वे इस द्वित्व विधि में यर्‌ 
सामान्य है । रेफ विशेष है । उसका निमित्तत्व प्रत्यक्ष विहित है । यर्‌ प्रत्याहारान्तर्गत 
होने पर भी उसका कार्यित्व प्रत्यक्ष विहित नहीं हे किन्तु अनुमेय है। प्रत्यक्षविहित 
रेफ का निमित्तत्व उसके कार्यित्व को बाध लेगा तो मद्रहदः में रेफ को द्वित्व नहीं 
होगा । दध्युदकम्‌ आदि में इको यणचि से होनेवाले यणादेश में तो इक्‌ का स्थानित्व 
प्रत्यक्ष है । अचि इस निमित्त के अन्तगत इक्‌ का निमित्तत्व अनुमेय है। वहां इक्‌ का 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक ९७ 


कार्यार्थसुपदेशः कर्तव्यः। के पुनरयोगवाहाः | विसर्जनीयजिह्वामूलीयोप- 
ध्मानीयानुस्वारनासिक्ययमाः । कथं पुनरयोगवाद्दाः। यदयक्ता वहन्ति 
अनुपदिष्टाइच श्रूयन्ति । क पुनरेषामुपदेशः कर्तव्यः । 
अयोगवाहानामट्सु णत्वम्‌ ॥ 

अयोगवाहानामट्सूपदेशः कर्तव्यः । किं प्रयोजनम्‌। णत्वम्‌ उरःकेण, 

उरःकेण, उरःपेण, उरपेण । अड्व्यवाय इति णत्वं सिद्धं भवति । 
शु जशभावषत्वे ॥ 

शर्घपदेशः कर्तव्य; । किं प्रयोजनम्‌। जञभावषत्वे । अयसुब्जिरुपध्मानीयोपधः 
पठयते। तत्र जदत्वे कृते उब्जिता, उब्जितुमित्येतद्रूपं यथा स्यात्‌ । यद्युब्जि- 
रुपध्मानीयोपधः पठ्यते, उब्जिजिषतीत्युपध्मानीयादेरेव द्विर्वचनं प्राभोति । 


वणे हें? (उत्तर)--विसगे, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, अनुनासिक 


और यम । इन्दे अयोगत्राद क्यो कहते हुँ ? इसलिये कि इनका योग=उपदेश ( अक्षर- 
समाम्नाय में) किया नहीं, और इनका शास्त्र ओर लोक में वहन=व्यवहार होता है । 
तो इनका कहाँ उपदेश करना चाहिये ? | 

(वा०) अयोगवाहों का अट्‌ प्रत्याहार मे अन्तर्भाव करना चाहिये। इससे 
क्या सिद्ध होगा ? (उत्तर) णत्व । उरः केण, उर«केण उरःपेण उर*%पेण, यहो अट्कृत 
व्यवधान होने पर भी णत्त्र सिद्ध होता हे । 

(बा०) शार्‌ प्रत्याहार में अयोगवाहौ का अन्तर्भाव करना चाहिये । इससे 
क्या सिद्ध दोगा ? जश्‌ भाव ओर पत्व । 

उब्ज्ञ घातु उपध्मानीयोपघ ( जिसमें उपध्मानीय उपधा है ) पढ़ा है । शर्‌ 
में पाठ होने से ( शर्‌ झळ के अन्तगेत है ) झडां जश्‌ झरि ( ८४५३ ) इस सूत्र से 
उपध्मानीय को जश होने पर उब्जिता, उब्जितुम्‌ ऐसा रूप सिद्ध होगा। ( शङ्का ) 
यदि उब्ज्ञ उपध्मानीयोपध पढ़ा है ऐसा स्वीकार करते हो तो अजादेद्वितीयस्य 
(६।१।२) सूत्र से उपध्मानीय सहित द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व प्राप्त होता 


Rts Ad! OY २०० NS है 
स्थानित्व प्रत्यक्ष होता हुआ भी उसके निमित्तत्व का वाधक नहा होता, क्योंकि तस्मादि- 


त्युत्तरस्य इत्यादि यण्‌ विधान रूप ज्ञापको से स्थानी होता हुआ भी इक्‌, यण्‌ का 
निमित्त बन जाएगा । उदकम्‌ का उकार इक्‌ भी है और अच्‌ भी है। वहाँ उकार का 
स्थानित्व प्रत्यक्ष है। निमित्तत्व अनुमेय है । लक्ष्यानुरोध से कहीं पर बाध्यबाधक 
भाव में विशेष आदर भी नहीं किया जाता । जैसे चिचीषति यहां दीध और कित्व दोनों 
की प्राप्ति में कोई भी पहले हो सकता है । 

१. यदि द्विवेचन की कवैव्यता में जरत्व असिद्ध है अथवा यदि पूर्वेत्रासिटो- 
यमद्विबैचने इस परिभाषा के अनुसार जश्व्व सिद्ध ही है । दोनों अवस्थाओं में उबिब्जि- 
षति ऐसा अनिष्ट रूप प्रसक्त होता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


4 


९८ व्याकरणसहामाण्य 


दकारोपधे पुनर्‌ 'न न्द्राः संयोगादयः’ इति अ्रतिपेधः सिद्धो भवति । 
यदि दकारोपधः पठयते, का रूपसिद्धिः उब्जिता उन्जितुमिति! 
असिद्धे भ उदूजेः ॥ 

 इद्मस्ति-“स्तोः इचुना इचुः” इति, ततो घक्ष्यामि भ उद्जेः, उद्जेः 
' इचुना सन्निपाते भो भवतीति। तत्तर्हि वक्तव्यम्‌? न वक्तव्यम्‌। निपातनादेच 
खिद्धम्‌। कि निपातनम्‌। “भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः” इति। इहापि तर्हि 
प्राप्नोति-अभ्युद्गः समुद्गः इति। अकुत्वविषये तन्निपातनम्‌। अथवा नितदृब्जे 
रूपम्‌। गमेरेतद्‌ छशुपसर्गाड़ो विधीयते । अभ्युदूगतोऽभ्युदूगः, ससुद्गतः 
ससझुदूग इति। षत्वं च प्रयोजनम्‌। सर्पिःछु धञुःषु। शार्व्यचाये इति पत्वं 
सिद्ध भवतीति। 'ज॒स्विसर्जनीयशार्व्यचायेऽपि’ इति विसर्जनीयञ्रहणं न कर्तव्यं 
भवति। जुमझ्चापि तर्हि ग्रहणं शक्यमकतुम्‌। कथं खर्पीषि धनूंषि । 


= 7 न 





है इससे उब्जिजिपति यह इष्ट रूप सिद्ध न होगा । दकारोएध ( उदूज्‌ ) मानने पर 
तो, न न्द्राः संयोगादयः, ( ६।१।३ ) इस सूत्र से दकार के द्विवचन का निषेध हो 
जाने से द्वितीय एकाच जिस्‌ को द्वित्व होगा । यदि दकारोपध ( उद्ज़ ) पाठ है तो 


= ~ 0 


उब्जिता, उब्जितुम्‌ इन रूपों की सिद्धि केसे होगी ? 
असिद्धे भ उदूजेः ॥ 

असिद्ध काण्ड त्रिपादी में स्तोः श्चुना इचुः ( ८।४।४० ) यह पढ़ा है, वहां 
इसके आगे भ उदूजेः ऐसा पढ़ देंगे, अर्थ द्दोगा-- इचु ( शकार चवर्ग ) के योग 
में उदूज्‌ के सकार तवग को भ हो ( और वह अच्यवहितपूे दू को ही होगा ) तो 
क्या ऐसा अपूव वचन करना चाहिए ? नहीं । निपातन से ही इष्टसिद्वि हो जाएगी । 
कौन सा निपातन! भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः ( ७।३।६१ ) (यहाँ न्युब्ज में 
दू के स्थान में भू निपातित है, और जरत्व से उसे व्‌ हुआ है ) । यदि निपातन 
मानते हो तो ( बाधकान्येव निपातनानि भवन्ति इस वचन के अनुसार ) अभ्युद्वः 
समुद्रः यहाँ भी दकार का श्रवण न होकर ब्‌ का ही श्रवण होना चाहिए । (उत्तर) 
यह विशिष्टविषयक निपातन है जहां चजोः कु घिण्ण्यतोः ( ७।३।५२ ) सत्र से 
कुत्व प्राप्त हो भौर ङुत्वाभाव निपातन किया हो वही इस भत्व का विषय है। 
` अथवा यूँ समझिए ये दोनों रूप उब्ज धातु के नहीं हैं। ये तो गम्‌ धातु से दो 
उपसगै अभि उद्‌, और सम्‌ उद्‌ रहते ड प्रत्यय से निष्पन्न होते हैं। अभ्यु दूग= 
अभ्युद्‌गत, समुद्व-समुद्वत । 

शर्‌ पाठ में षत्व भी प्रयोजन हे । जैसे सर्पिःषु धनुःषु यहां शर्‌ कृत व्यवधान 
होने पर पत्व सिद्ध होता है । इस पाठ का यह भी लाभ ददे नुम्बिसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


ene 


द्वितीय भाह्िक ३९ 


अनुस्वारे कृते “रा र्‌व्यवाये” इत्येव सिद्धम्‌ अवड्यं उुमो ग्रहणं कव्यम्‌ 
अडुस्वारविशेषणं नुस्त्रहणम्‌ । नुमो योज॒स्वारस्तस्य यथा स्यात्‌, इह मा 
भूत्‌- पुंस्विति । अथवाऽविशेषिणोपदेशः कर्तव्यः । किं प्रयोजनम्‌ । 
अविशषण संयागोपधासंज्ञाऽलोन्त्यद्विवचनस्थानिवद्भावप्रतिषेधाः ॥ 
अविशेषेण संयोगसंज्ञा प्रयोजनम्‌ , उ३ेब्जक, हलोऽनन्तराः संयोगा 
इति संयोगसंज्ञा । संयोगे गुर्विति शुरुसंज्ञा गुरोरिति प्छुतो भवति। उपधा- 
संज्ञा च प्रयोजनम--दुष्कृतम्‌ , निष्कृतम्‌, दुष्पीतम्‌ , निष्पीतम्‌ , इदुदु- 


न --_-:- पण 5 








(८।३।५८) --इस सूत्र सै विसजेनीय्र ग्रहण नहीं करना पड़ता ( यह लाघव है) । 
तो सूत्र में नुम्‌ का ग्रहण भी छोड़ा जा सकता है । यदि पूछो सपीषि, धनूंषि में पत्व 
कैसे सिद्ध होगा ? नुम्‌ को अनुस्वार करने पर अनस्वार अयोगवाह के शर अन्तःपाती 
से शर्‌ व्यवाये---इसी से षत्व हो जायगा । ( नहीं ) नुम्‌ का तो अवश्य ग्रहण 
करना होगा । सूत्र में नुस्‌म्रहण अनस्वार का विशेषण है ( अनस्वार विशेष्य 
), अर्थ हुआ सुञ्‌ का ( नुम्स्थानिक ) जो अनुस्वार तत्कृत व्यवधान होने पर 
व्‌ हो, इससे पुंस यहाँ घत्व नहीं होता ( यहां पुम्स्‌ के म्‌ को अनुस्वार हुआ है )। 
अथवा किसी प्रत्याहारविशोष सं न पढ़कर अयोगवादहों को अल भ्षादि 
सामान्य प्रत्याहार में पडना चाहिए । क्या प्रयोजन है ? 
( वा० ) सामान्यरूप से अल आदि प्रत्याहारो में अयोगवाहों के पाठ के ये 
प्रयोजन हैं--संयोगसंज्ञा, अलोन्त्यविधि, द्विविचन तथा स्थानिवद्धावप्रतिषिध-सिद्धि । 
सासान्य रूप से अळू अन्तरत होने से संयोगसंज्ञा-रूप प्रयोजन सिद्ध होता है 
उ३ब्जक, यहां हलोनन्तराः संयोगः ( १।१।७) इस सूत्र से संयोगसंज्ञा, संयोगे 
गुरु ( १।४।११ ) इस से गुरु संज्ञा और उस गुरु को गुरोरनृतः (८1२1८६) इत्यादि 
सूत्र से प्त सिद्ध होता है। उपधा संज्ञा प्रयोजन है--दुष्कृतम्‌ , निष्कृतम्‌ , दुष्पीतम्‌ , 
निष्पीतम- यहाँ दुष्कृतम्‌ इत्यादि में विसजनीय (जिह्वामूलीय, .उपध्मानीय) को अङ्‌ 


es ४५ 
y 


| 


A A 





१, अन॒स्वार शर प्रत्याहारान्तर्गत है, इस लिए अनुस्वार-कृत व्यवाय में भी 
षत्व सिद्ध ही था, तो नुम्‌-ग्रहण क्यों किया ? नुम-अहण नियमाथ हे । नुम्‌ के स्थान 
में जो अनुस्वार हुआ उसी के व्यवाय होने पर षत्व हो अन्यत्र मत हो । जिस तरह 
नक्षत्रे इष्ट्वा वाचं विरूजेत्‌ (नक्षत्र दर्शन होने पर मौन ब्रत तोड़ दे) यहां नक्षत्रदशन 

काल-विशेष का उपलक्षण है, जिससे दिन में नक्षत्र दशन होने पर भी मौन-त्याग नहीं 
होता, और रात्रि को मेघादि के होने से नक्षत्र दशन न होने पर मौन त्याग होता है, 
इसी तरह नुम्‌ के होते हुए अनुस्वार के अभाव में षत्व नहीं होता, पर नुम्‌ के न रहने 


प्र्‌ होगा | 
तत्स्थानातत्नु र अनुस्वार, के होने पर, वल New Delhi. Digitized by eGangotri 


१०० ब्याकरणसहाभाण्य 


पधस्य चाप्रत्ययस्येति षत्वं सिद्धं भवति। नेतदस्ति प्रयोजनस्‌ । न इदु- 
दपध-ग्रहणेन विसर्जनीयो विरोष्यते | किं तहि । खकारो विशेष्यते इदु- 
दपधस्य सकारस्य यो विसर्जनीय इति । अथवोपधात्रहणं न करिष्यते, 
इदुद्भ्यां तु परं विसरजनीयं विदेषयिष्यामः--इदुद्भ्यासुत्तरस्य विसर्ज- 
नीयस्येति । अलो५न्त्यविधिदच प्रयोजनम--वृक्षस्तरति, एक्षस्तरति । 
अलोन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यलोऽन्त्यस्य सत्वं सिद्धं भवति । एतदपि 
नास्ति प्रयोजनम्‌ । निर्दिइयमानस्यादेशा भवन्तीति विसरजनीयस्येव 
भविष्यति । द्विवचनं च प्रयोजनम्‌ उर^कः ¦ उर^पः ४ अनचि च अच 
उत्तरस्य यरो द्वे भवत इति दिर्वचनं सिद्ध भवति। स्थानिवद्भावप्रति- 
पेधक्च प्रयोजनम्‌-यथेह भवति उरःकेण, उरःपेणेति अड्व्यवाय इति 
णत्वम्‌, पवमिहापि स्थानिवद्भावात्‌ प्राप्रोति- व्यूढोरस्केन महोरस्के- 
नेति । तत्रानल्विधाविति प्रतिषेधः सिद्धो भवति । 


मानकर उकार, इकार की अलोन्त्यात्‌ पूवे उपधा ( १।१।६५ ) इस शास्त्र से उपधा 
संज्ञा सिद्ध होती है । तत्र इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य (८।३।४१) इस सूत्र से विसअेनीय 
को घत्व हो जाता है। यह कोई प्रयोजन नहीं । इदुदुपथ--यद विसजेनीय का विशेषण 
नहीं; तो किस का ? यह सकार का विशेषण है ( विसर्ग होने से पूर्व सान्तावस्था में 
इकारोपछ उकारोपध जो सकार उस के विसरे को पत्व होता है ऐसा अर्थ होगा) । 
अथवा प्रकृतसूत्र में उपधा अहण न करेंगे, इकार उकार को परविसर्जनीय का विशेषण 
बनायेंगे । अर्थ होगा--इ, उ से अव्यवहित उत्तर जो विसर उसे पख होता हे । 
झलोन्त्यविधि भी प्रयोजन है--जैसे वृक्ष: तरति, प्लक्षः तरति मै विसजनीयस्य सः ( ८। 
२1३४) इस सूत्र से विसअँनीयान्त को सू प्राप्त होने पर पःठी निष्ट कार्य अन्त्य अल्‌ के 
स्थान में होता हे, इस वचन से अन्त्य अळू विसरे के स्थान में होता है। यह भी प्रयोजन 
नहीं । सकार आदेश हे भोर आदेश सूत्र में साक्षात्‌ निर्दिष्ट के स्थान में होते हैं इस 
परिभाषा के अनुसार स्‌ विसग के ही स्थान में होगा। द्विर्वचन भी प्रयोजन हे-- 
उर%*कः :, उर%* पः : यहा विसञेनीय, जिह्वामूलीय उपध्मानीय के अल प्रत्याहार 
में पाठ करने से यर्‌ प्रत्याहारान्तगैत होना भी अपने आप सिद्ध हो जाता है, तब 
अनचि च सूत्र से अच्‌ से परे यर्‌ को द्वित्व हो जाता है। स्थानिवद्गावप्रतिषेध 
भी प्रयोजन है--जैेसे उरः केण, उरःपेण अड्व्यवाय होने पर भी णत्व होता है, 
वैसे ही स्थानित्रद्भाय से व्यूढोरस्केन महोरस्केन यहाँ भी प्राप्त होता हे । अब विसअ- 
नीय के अल्‌ होने से स्थानी अर्‌ के आश्रित यदि कोई विधि कर्तव्य हो तो अनल्विधौ 
इस वचन से स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाता हे ( जिस से स्‌ का व्यवधान होने 
से णत्व रुक जाता है ) । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक १०१ 
कि पुनरिमे वर्णा अर्थवन्तः, आहोस्विदनर्थकाः । 
अथत्रन्ता वणधातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपात नामेकत्र्णानामर्थदशनात्‌ || 


अर्थवन्तो वर्णाः । कुतः; 'धातुभातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवणीना- 
मर्थदरीनात्‌ । धातव एकवर्णा अर्थवन्तो इइ्यन्ते एति, अध्येति-अधीते 
इति । प्रातिपदिकान्येकवर्णान्यर्थवन्ति आभ्याम्‌, एमिः, एषु। प्रत्यया 
अर्थवन्तः-अपगवः, कापटवः । निपाता एकवर्णा अर्थवन्तः-_अ अपेहि, 
इ इन्द्रे परय, उ उत्त, अ अपक्राम। धातुपातिपदिकप्रत्ययनिपाताना- 
मेकवर्णानामर्थदर्शनान्मन्यामहे-अर्थवन्तो चर्णा इति । 

वणेव्यत्यये चार्थान्तरगमनात्‌ ॥ 

वर्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनान्मन्यामहेऽर्थवन्तो वर्णा इति। कूपः 

सूपो यूप इति । कूप इति सककारेण कडिचदर्था गम्यते । सूप इति ककारा- 


तो क्या ये (सभी) वर्ण अर्थवान्‌ हैं अथवा अनर्थक हैं ? 

(वा०) वर्ण अर्थवान हैं. क्‍योंकि इम देखते हैं कि एकवर्णधरित घातु, 
प्रातिपदिक, प्रत्यय और निपात अर्थ वाले हैं । 

वर्ण अर्थवान्‌ हें । यह क्योकर ? इसलिये कि एक वर्ण वाले धातु, प्रातिपदिक, 
प्रत्यय और निपातों का अर्थ देखने में आतां हे । धातु एकवणधटित अथैवान्‌ देखे ' 
जाते हैं ( जैसे ) इण ( गत्यर्थक ), अधिइक्‌ ( स्मरणार्थक ), अघि इङ्‌ ( अध्य- 
यनार्थक ) । प्रातिपदिक एकवर्णवटित अर्थ वाले देखे जाते हैं ( जैसे) आभ्याम्‌, 
एभिः, एषु ( यहौँ विभक्ति परे होने पर इदम्‌ के स्थान में अ मात्र अवशिष्ट रहता 
है और यही तदथ का बोधक है )। प्रत्यय ( एकवणेघटित ) अर्थ वाले देखे जाते हैं, 
( जैसे ) औपगत्रः, कापटवः ( यहाँ अण्‌ प्रत्यय है ) । एक वणे वाले निपात अर्थवाले 
देखे जाते हैं, ( जैसे ) अ अपेहि, इ इन्द्रं परय, उ उत्तिष्ठ, अ अपक्राम ( यहाँ अ, 
इ, उ का वितर्क आदि अर्थ है ) । सो धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय ओर निपात--इनका 
एकव्र्णघटित होने पर भी अर्थ देखा जाने से हम समझते हैं कि वर्ण अर्थवान्‌ हैं । 


(वा०) वर्ण के बदल जाने पर अर्थ बद्र जाने से ॥ 


वणे के बदल जाने पर अर्थ बदल जाने से हम जानते हँ कि वर्ण अर्थवान्‌ 
हैं । (उदाहरण) कूपः, सूपः, यूपः । कूप शब्द में जब तक ककार है तब कुछ विशेष 


१. प्रक्रियोपयोगी प्रकृति-प्रत्ययों का वणे स्फोट मान कर वाचकत्व कहा गया, 
है । शास्र-व्यवहार में ही इसका उपयोग है । इस वासना से वासितान्तःकरण शाज्नज्ञ . 
भी लोकव्यवहार में ऐसा कहते हैं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१०२ व्याकरणमदाभाण्य 


पाये सकारोपजने चार्थान्तरं गस्यते ! यूप इति ककारसकारापाये यकारो- 
पजने चार्थान्तरं गम्यते। तेन मन्यामहे - यः कृपे कूपाथः स ककारस्य, यः 
सूपे सूपार्थः स सकारस्य, यो यूपे यूपार्थः स यकारस्थेति । 
वणीनुपलब्धौ चानथगतेः ॥ 

वर्णानुपळब्धो चानर्थगते्मन्यामहे्‌ऽशवन्तो चणो इति। वृक्ष ऋक्षः, 
काण्डीर आण्डीरः। वृक्ष इति खवकारेण कश्चिदर्था गस्यते, ऋक्ष इति 
वकारापाये सोर्था न गम्यते। काण्डीर इति सककारेण कश्चिदर्था गस्यते, 
आण्डीर इति ककारापाये सोथौ न गस्यते । कि तरह्मच्यते--अन्‌थैगतेरिति । 
न साधीयो ह्यत्रार्थस्य गतिर्भवति । एवं तहींद पठितव्यं स्यात--वर्णानु- 
पळब्धो चातदर्थगतेरिति। किमिदमतदर्थगतेरिति। तस्यार्थस्तद्थः । तदर्थस्य 
गतिस्तदर्थगतिः । न तदर्थगतिरतदर्थगतिरतदर्थगतेरिति। अथवा सोथस्त- 
दर्थस्तदर्थस्य गतिस्तद्‌र्थगतिः न तद्‌र्थगतिरतद्‌र्थगतिरतद्‌र्थगतेरिति। स 

अर्थं का बोध होता हे । सूप में ककार के चले जनि से ओर सकार के आ जाने से कोई 

दूसरा अर्थै प्रतीत होता हे। यूप में ककार सकार दोनों के चले जाने खे और यकार 
के आ जाने से कुछ और ही अर्थ का बोध होता है। इससे हम जानते हैं कि कूप 
शब्द में जो कूआं अर्थ है वह ककार का है, सूप में जो सूप अथे हे वह सकार का है 
क्षौर यूप मै जो यूपाथ (यज्ञिय पशु-बन्धन काष्ठ) है वह यकार का है । 

(वा०) वर्ण का अदशन (अश्रवण) होने पर (पूव) अथ का बोध न होने से ॥ 

(भा०) वर्ण का अदरीन (अश्रवण) होने पर जो (पूव) अथ का बोध नहीं होता 
इससे हम जानते हें कि वणे अर्थवान्‌ है । (उदाहरण) वृक्ष ऋक्ष, काण्डीर आण्डीर । 
वकार सहित वृक्ष का कुछ विशेष अर्थ ( पादप) अवगत होता है, जब वकार नहीं 
रहता तो ऋक्ष मात्र से उस अथ का बोध नहीं होता । इसी प्रकार काण्डीर शब्द जब 
ककार सहित है तब किसी एक अथै का बोधक होता है, जब ककारके चले जानि से 
आण्डीर रूप रहता हे तब उस अथे का बोधक नहीं होता । अनर्थगतेः यहाँ क्यों 
कहा है ? इस वचन से अच्छी तरह अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होती । अच्छा तो ऐसा 
- पढ़ना चाहिए -- वर्णानुपलब्धौ चातदर्थगतेः । अतदर्थगतेः इसका क्या अथे है? 
तदृथैःञउसका अथे । तद्‌र्थगतिः=उसके अथे की प्रतीति। नन्पूर्वैक पञ्चम्ययै का अर्थ 
होगा=उसके अथे की. प्रतीति न होने से । अथवा तदथैः ( समानाधिकरण तत्पुरुष 
सानकर)=वह अथ । तदर्थगतिः=उस अथै का बोध । नन्पूर्वक पञ्चम्यन्त अतदर्थगतेः 
का अथे होगा-उस अथ का बोध न होने से। तो फिर ऐसा निर्देश करना चाहिए 

1. ऋक्ष=नक्षत्र (नपुंसक लिंग में), भालू, (पुल्लिंग मै) । काण्डीर=काण्डवान्‌ 
=शरधारी । आण्डीर=अण्डवान्‌ । अण्डपर्याय आण्ड भी है और आण्डी भी । 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्निके १० § 


तर्हि तथा निर्देशः कर्तव्यः । न कर्तव्यः। उत्तरपदलोपो द्रष्टव्यः । तद्यथा 
उष्ट्सुख मिव सुखमस्य उष्ट्मुखः, खरमुखः | एवमतदर्थगतेरनर्थगतेरित। 
सङ्घातार्थवखाच्च || 

सद्वातार्थवत्त्वाचच मन्यामहे अर्थवन्तो वर्णा इति । येषां संघाता अर्थ- 
वन्तः, अवयवा अपि तेपामर्थवन्तः। [येपां पुनरवयवा अनथकाः समुदाया 
अपि तेषामनथकाः] तद्यथा--एकश्चक्षुप्मान्‌ दर्शने समर्थः तत्समुदायः 
शतमपि समर्थेम्‌। एकश्च तिळस्तेळदाने समर्थः तत्समुदायः खार्यपि 
तेळदाने समर्था । येषां पुनरवयवा अनर्थकाः ससुदाया अपि तेपामनर्थकाः। ` 
तद्यथा-पकोन्धो दर्शनेऽसमर्थस्तत्समुदायः इातमप्यसमर्थम्‌। एका च 
सिकता तेळदाने ऽसमथी तत्समुदायर्च खारीइातमप्यसमर्थम्‌ । 

यदि तर्हीमे वणां अर्थवन्तः, अर्थवत्कृतानि प्राप्डुवन्ति। कानि। 
अर्थवत्मातिपदकम्‌ इति प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रातिपदिकादिति स्वाद्यत्पत्तिः, 
सुवन्तं पदमिति पद्संज्ञा। तत्र को दोषः। 'पदस्य’ इति नलोपादीनि 

प्राप्लुवन्ति धने चनसिति । 

नहीं । अनथगतेः में ( नञ्ञ की अपेक्षा से ) उत्तरपद तद्‌ का लोप समझना चाहिए । 
जैसे (अन्यत्र भी) उप्ट्सुखमिव सुखमस्य इस विग्रह के आश्रित उष्ट्रमुखः (और इसी 
प्रकार खरमुखः) में उत्तरपद मुख का लोप देखा जाता है। ऐसे ही अतदर्थगतेः के 
स्थान मै अनर्थगतेः (उत्तरपद तद्‌ का लोप करके कहा दै) । 

( वा० ) सङ्घात (वर्णससुदाय) के अर्थवान्‌ होने से ॥ 

सङ्गात के अथेवान्‌ होने से हम जानते हँ वणे अवान्‌ होते हैं। ( इसमें 
नेतु=अनुकूल तर्क यह है )1 ( जिन अवयवोा के ) सङ्घात अथेवान्‌ होते हैं वे 
अवयव भी अवान्‌ होते हैं । [ और - जिनके अवयव भनथैक होते हैँ उनके सङ्घात= 
समुदाय भी अनक होते हें | जैसे एक पुरुप आंखांबाला देखने में समय दै ऐसे 
सौ का समुदाय भी समभ हे । एक तिळ तेल देने में समथ हे ऐसे तिला का समुदाय 





समुदाय भी अनथैक होते हें । जैसे एक अन्धा पुरुप देखने मै असमथे है, ऐसों का 
समुदाय सौ अन्धे भी देखने में असमर्थ हैं । रेत का एक कण तेल देने मे असमर्थ दै, 
उनका समुदाय सौ खारी परिमाण भी तेल देने में असमर्थ है । 

यदि ये वर्ण अधैवान्‌ हैं ऐसा स्वीकार करते हो तो जो (शास्त्रीय ) कार्य 
अर्थवान्‌ को होते हैं इन्हें भी होने लगेगें। वे कौन से हैं ? अर्थवान्‌ शब्द की प्राति- 
पदिक संज्ञा होती हे, प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्ययो की उत्पत्ति होती है और स्वादि- 
प्रत्ययान्त (सुबन्त) की पदसंज्ञा होती है। इसमे क्या दोप आता हे? पदसंज्ञा होने पर्‌ 
नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यादि से धनं वनं इत्यादि में नलोप आदि प्राप्त होते इं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१०४ ब्याकरणमद्दाभाष्य 


च © 
सङ्घातस्यैकार्थ्यात्सुबभावो वणात्‌ ॥ 
यय प त्सवुत्पत्तिने भविष्यति । 
सङ्घातस्येकत्वमर्थः । तेन वर्णात्सुवुत्पत्तित भावेज्य 
अनर्थकास्तु प्रतिवर्णमथाबुपलब्धः ॥ 
अनर्थकास्तु वर्णाः । कुतः । प्रतिवर्णमर्थानुपलब्धेः । नहि प्रतिवर्ण- 
मर्था उपळभ्यन्ते । किमिदं प्रतिवर्णमिति । वर्ण वर्ण प्रति प्रतिवर्णम्‌ । 


बर्णव्यत्ययापायोपजनविकारंष्वर्थद्शना त्‌ ॥ 


वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारेष्वर्थद शंनान्मन्यामहे--अनर्थका वर्णी 
इति । वर्णव्यत्यये-कृतेस्तर्कः, कसेः सिकताः, हिंसेः सिंहः। वणेव्य- 
त्ययो नार्थव्यत्ययः । अपायो लोपः-हतः, ध्नन्ति, घ्नन्तु, अघ्नन्‌ । वर्णा- 
पायो नार्थापायः । उपजन आगमः--लविता ळवित॒म्‌ । वणोंपजनो नार्थो- 
पजनः,। विकार आदेशः--घातयति घातकः | वर्णविकारो नार्थचिकारः । 


FS EM नाच. 


(वा०) सङ्घात (वणेसमुदाय) के पुकार्थवाचक होने से प्रतिवण से सु आदि 
प्रत्ययां की उत्पत्ति नहीं होती । 

सङ्घात ( वणे समुदाय ) का एकत्व अर्थ है, अतः सङ्घात से सु प्रत्यय की 
उत्पत्ति होगी, प्रतिवणे से नहीं (यद्यपि एक-एक वणी का भी एकत्व अथ है) । 


(बा०) वर्ण तो अनर्थक हैं प्रतिवणे में अथे की उपलब्धि न होने से ॥. 


वर्ण तो अनर्थक हैं । केसे ? प्रत्येक वर्ण मै अर्थ के न देखे जाने से। वर्ण-वर्ण 
में तो अर्थी की उपलब्धि होती नहीं । प्रतिवर्णम्‌ का क्या अर्थ है ? वर्ण वर्ण में । 


(वा०) वणे व्यत्यय (पूवीपर वर्ण व्यत्यास), वर्णापाय ( वर्ण-लोप ), वर्णोपजन 
(बर्णागम) और वणैविकार (वर्ण-आदेश) के होने पर अर्थ देखे जाने से ॥ 

वणेव्यत्यय, अपाय, उपजन, विकार इन के होने पर ( भी ) अर्थ देखे जाने 
से हम जानते हैं कि वर्ण अनक हें । वर्णच्यत्यय होने पर कृती छेदने से तर्क सिद्ध 
होता दै, कस गतो से सिकता, हिसि हिंसायाम्‌ से सिंह। यहाँ वर्णब्यत्यय तो स्पष्ट 
है पर अर्थव्यत्यय कुछ भी नहीं। अपाय नाम लोप का है। जैसे हतः घन्ति घ्नन्तु 
अघ्नन्‌ मे हन्‌ धातु के मध्यवर्ती अकार का लोप हुआ है । वर्णापाय तो है पर अर्थापाय 
कुछ भी नहीं । उपजन नाम आगम का है । जैसे लविता लवितुम--यहाँ लाधातु से 
आर्धधातुक प्रत्यय को इट्‌ आगम ( उपजन ) हुआ है, पर अर्थोपजन कुछ भी नहीं । 
विकार नाम आदेश का है । जैसे घातयति, घातकः। यहाँ हन्‌ के ह को घ हुआ । 
वर्णविकार तो हुआ है भर्थविकार कुछ भी नहीं । ( यदि वणे भर्थवानू होते तो ) जैसे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक १०५ 
यथैव वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारा भवन्ति, तद्ददथैव्यत्ययापायोपजन- 
विकारे्भवितव्यम्‌ । न चेह तद्वत्‌ । अतो मन्यामहे--अनर्थका वर्णा इति। 

उभय मिदं वरणेवूक्तम--अ्थवन्ते5नर्थका इति 'च । किमत्र न्याय्यम्‌ । 
उभयमित्याह । कुतः । स्वभावतः । तद्यथा समानमीहमानानां चाधोया- 
नानां च केचिदर्थेर्युज्यन्ते, अपरे न । 

न चेदानी कडिचदर्थवानिति कृत्वा सर्वरर्थवद्धिः शक्यं भवितुम्‌, 
कदिचद्वा5नर्थक इति कृत्वा सर्वेरनर्थकेः । तत्र किमस्माभिः शक्यं कर्तुम-- 
यद्धातुम्रातिपदिकिप्रत्ययनिपाता एकवर्णा अथयन्तोष्तोषन्येष्नर्थका इति । 
स्वाभाविकमेतत्‌ । कथं य एष भवता वर्णानामर्थवत्तायां हेतुरुपार्देष्टः-- 
अर्थवन्तो वर्णा धातुप्नातिपदिकप्रत्ययनिपात[ानामेकवणीनामर्थदरोनादूव्य- 
त्यये चार्थान्तरगमनाह्वर्णानुपलूव्धी चानर्थगतेः सङ्घ तार्थवत्वाच्चेति । सङ्घा- 
तान्तराण्येवेतान्येवळ्जातीयकान्यथीन्तरेपु वर्तन्ते कूपः सूपो यूप इति। यदि 
हि वर्णऽ्यत्ययक्कतमर्थान्तरगमनं स्यात्‌ , भूयिष्ठः कूपार्थः सुपे स्यात्‌, सूपा- 

थच कूपे, कूयार्थश्च यूपे, यूपार्थशच कूपे, सूपार्थङच यूपे, यूपार्थशच सूपे । 


वर्णव्यत्यय आदि होते हैं येसे ही अश्रैव्यत्य आदि भी होने चाहिये थे, पर ऐसा होता 
नहीं । इस से हम जानते हैं कि वर्ण अनर्थक हैं । 

वणी के विषय में यह दोनों बातें कही गई हें--३ण अधेवान हें, वर्ण अनर्थक 
हें। इस में न्याय्य पक्ष कौनसा है ? दोनों पक्ष न्याय्य हें । यह केसे ? स्वभाव से । 
जैसे एक बराबर यत्न करते हुए और पढ़ते हुए छात्रों में से कुछ अर्थवान्‌ ( सफल ) 
होते हैं, दूसेर नदीं । 

किसी एक के अर्थवान ( सफल, अर्थथुक्त ) होने से सभी तो अर्थवान्‌ नहीं हो 
जाते और न ही कोई एक अर्थशून्य ( असफल, अथेरहित ) है तो इतने से सभी अस- 
फल हों ऐसा कोई नियम हे । यहीँ हमें क्या सिद्धान्त करना चाहिये-यही कि एक 
वर्णवटित धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय, निपात अवान्‌ हैं, इनसे अतिरिक्त अनर्थक हें 
ओर यह स्वभावसिद्ध है । ये जो पूपक्षी ने वणी की अर्थवत्ता ( सार्थकता ) में हेतु 
दिये हैं--अर्शवन्तो वणी धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकत्रणौनामर्थदरेनात्‌ इत्यादि 
उनका क्या समाधान हे? (इस पर सिद्धान्ती कहता है) कूप, सूप, यूप, इत्यादि स्वतन्त्र 
एक दूसरे से असम्बद्ध सङ्घात हैं और इसीलिये भिन्न-भिन्न अथा में वर्तमान हैं । यदि 
वणे के बदलने से सङ्घात ( एक माना हुआ ) का अर्थ बदलता हो, तो बहुतसा 
कूपार्थ सूपशब्द से बोधित होना चाहिये (कुछ अंश न भी हो), सूप का बहुतसा अर्थ 
कूप शब्द से, बहुतसा कूपार्थ यूपशब्द से, बहुतसा यूपाथ कूपरब्द से, बहुत सा सूपार्थ 
यूपशब्द से और बहुतसा यूपार्थ सूपशब्द से पर चूँकि सूप का अशमात्र अर्थ भी 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


ee ध्याकरणमह भाव्ये 


यतस्तु खलु न किञ्चित्सूपस्य वा यूपे, यूपस्य वा कूप, कूपस्य वा यूपे, 
सूपस्य वा करपे, कूपस्य वा सुपे, सूपस्य वा यूपे। अतो मन्यामहे सङ्घाता- 
न्तराण्येतान्येवञ्चातीयान्यर्थान्तरेपु चतेन्त इति । 

इदं खल्वपि भवता। वर्णानामर्थवत्तां त्रवंता साधीयोऽनर्थक्रत्वं चोतितस्‌। 
यो हि मन्यते--यः कूपे कूपार्थः स ककारस्य, यः स्पे सपार्थः स सकारस्य, 
यो यूषे यूपार्थः स यकारस्योति, ऊपदाव्दस्त्वस्यानर्थकः स्थात्‌ । तत्रेदमपरि- 
इतं सङ्घातार्थवत््वाञ्च इति। एतस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञाय़ां परिहारं वक्ष्यति । 

अइउण्‌, ऋलकू, ए ओड, ऐ आच्‌ । 
प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमज्ग्रहणेषु न 


ला > टन य oo ~ = 


यूपशब्द से बोधित नहीं होता, नाहीं सूप का यूपशब्द से, यूप का कूपशब्द से, कूप 
का यूपशब्द से, सूप का कूपशब्द से, कूप का सूप शब्द से, इससे हम जानते हैं कि 
कूप, सूप, यूप--ये स्वतन्त्र सङ्घात अपने-अपने अर्था में व्यवहृत होते हैं । 

आपने वणी की अर्थवत्ता का उपपादन करते हुए बहुत अच्छी तरह से उन 
की अनथैकता झलका दी । यह जो आप मानते हं कि जो कूप शब्द में कृपाथ हे वह 
ककार का दे, सूप शब्द मं जो सूपार्थ हे वह सकार का हे, यूपशब्द मै जो यूपार्थ है 
वह यकार का है, ऐसा मानने से “ऊप” शब्द तो अनर्थक हो जाता हे (यह क्यो नहीं 
देखते ! ) । रहदा सङघातार्थवःवाच्च इस हेतु का उत्तर, सो उसे भी प्रातिपदिकसंन्ञावि- 
धायक सूत्र 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌? में कहेंगे । 

अइ उण्‌, ऋ लक, ए ओळ, ऐ ओच्‌ । 

( वा० ) अच प्रत्याहार मै जो अनुबन्ध (ण, क्‌, ङ, च) सुने जाते हें उन 

का अच ग्रहण से ग्रहण क्‍यों नहीं होता ? 


१. इसी बात को वाक्यपदीयकार महावेयाकरण श्रीभतृहरि ने इस प्रकार कारिका 

में निबन्धन किया है-- | 
न  कूपसूपयूपानामन्वयोथस्य विद्यते । 
अतोऽर्थान्तरवाचित्वं सङ्घातस्यैव गम्यते ॥ 

२. वहाँ यह परिहार कहा हे--दृशे ह्यतदर्थेन गुणेन शुणिनोऽथभावः, ऐसा 
देखा जाता है कि एक-एक अवयव में जो गुण नही है वह भी कहीं अवयवी ( सङ्घात ) 
में आ जाता है जैसे रथ के प्रत्येक अङ्ग में गति कियाविषयक सामर्थ्य नहीं तो भी 
समुदाय रथ में गति-सामर्थ्य होता है, अथवा जैसे सुरा के प्रत्येक घटक अवयव--- 
द्रव्य में मादकता गुण नहीं तो भी अवयवी ( उन अवयवों से घटित ) ( समुदाय ) 
सुरा में मादकता देखी जाती है, सो यह कोई नियम नहीं कि संघात यदि अभैवान है 
तो अवयव भी अथेवान्‌ ही हों । अतः जहां अन्वय-व्यतिरेक से अर्थवत्ता सिद्ध हो वहीं 
स्वीकार करनी चाहिए, न कि सवत्र । | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


1181 18814 1 | |! 11. 


111 19 $ 14 


द्वितीय आह्विक १०७ 


य एते५श्वु प्रत्याहाराथो अजुवन्या: क्रियन्ते एतेषामज्य़हणेन ग्रहणं 
कस्मान्न भवति । किं च स्यात्‌ । दाधि णकारीयति, इको यणचि दाते 
यणादेदाः प्रसज्येत । 

आचारात. 

किमिद्माचारादिति । आचार्याणासुपचारात्‌ । नेतेष्वाचायी अच्का- 

याणि कृतवन्तः । 
अप्रधानत्वात्‌ 

अप्रधानत्वाच्च। न खल्वेतेपामश्चु प्राधान्येनोपदेदाः कियते । क्क 
तर्हि । हल्पु । कुतः । एषा ह्याचार्यस्य शीली, लक्ष्यते यच्ञुल्यजातीयांस्तुल्य- 
जातीयेषूपदिशति-अचोऽश्च॒ हलो हल्पु । 

लोपश्च बलवत्तरः 
जो ये अचों सै प्रत्याहार ( अक्‌, अण आदि ) के लिए अनुबन्ध क्‌ , ण, आदि बै 
ठन्‌क 


किए गय हैं इनका अज्ग्रहण से (अच्‌ कहने से) ग्रहण क्यो नहीं होता ? क्‍या हो (यदि 


> 


गय) ? दधि णकारीयति--यहां इको यणचि ( ६।१।७७ ) से यणादेश होने 


31, aly 
91 


आचारात्‌ 

आचार इसका अर्थ हे । आचाय का व्यवहार, उससे | आचाय ने इन 

कू ण आदि के परे होने पर अच-निमित्तक कार्य नहीं किया । | 

अप्रधान होने से 

अप्रधान होने से भी । इन क्‌ ण आदि का अचो में प्रधानतया उपदेश (उच्चारण) 

नहीं किया है । तो कहां प्रधानतया उच्चारण किया है? हलो में । यह क्‍यों कर? 

आचाये की ऐसी शैली दीखती है कि तुल्य जाति के वर्णो को एक साथ उपदेश करते 
हैं अचो का एक साथ उपदेश करके पश्चात्‌ हले का उपदेश करते हैं । 

लोप भी बलवत्तर है । 


१. आचायौँ का व्यवहार, उससे । तृषिम्रषिकृषेः काश्यपस्य ( १।२।२५ ) में 


. मृषि के इसे परे कृषि के ककार के परे होने पर यण्‌ न करना--यह आचार है। 


२. प्रधानाप्रधानसँनिधौँ प्रधानमेव कार्याणां प्रयोजकम्‌ अथोत्‌ प्रधान व अप्रधान 
के साथ उच्चारित होने पर प्रधान को ही कार्य होता है ऐसा न्याय है। परार्थ होने से 
अनुबन्ध अप्रधान हैं, अतः इनकी अच्‌ संज्ञा नहीं होती । 
३. शीलादागता शैली, समवधानपूर्विका प्रतरृत्तिः । 
४. लोप पर, नित्य और अन्तरङ्ग होने से बलवत्तर है, अथात्‌ पहले ही अनु- 
बन्धों का लोप होने से संज्ञाविधान काल में उनके न होने से उनकी अच्‌ संज्ञा नहीं 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१०८ व्याकरणमहाभाष्य 


लोपः खल्वपि तावद्भवति । 
ऊकालो ऽजिति वा योगस्तत्काळानां यथा भवत 


अचां ग्रहणमच्कास तनेपां न भविष्यात ॥ 


अथवा योगविभागः करिष्यते -- ऊ कालोऽच्‌ उ ऊ उ ३ इत्येवं 
कालो भवाति । ततो 'हस्वदीर्घम्ळतः? हस्वदीधघप्छुतसंशइच स भवति 
ऊकालोऽच। एवमपि कुक्कुटं इत्यचापि प्राप्नोति। तस्मात्पूवाक्त एव 
परिहारः । एप एवार्थः । अपर आह-- 
हृस्वादीनां वचनात्‌ प्राग्यावत्तावदेव योगोऽस्तु । 


१" 


लोप भी निइचय से इन कण आदि का हा जाता है 

( वा ) उकालो 5च ऐसा योगविभाग करन खे उऊ उ ३ काल वाले 
वर्णो की अच संज्ञा होने से इन क्‌ ण आदि को अच निमित्तक कार्य नहीं होता । 

अथवा योगविभाग किया जायगा । ऊकाले5्च इतना एक सूत्र होगा । अथ 
होगा उ ( एकमात्रिक) ऊ ( ठ्विमात्रिक ), उ ३ (त्रिमात्रिक) दर्णा की अच 
संज्ञा होती हे । दूसरा सूत्र होगा-- हस्वदीधपछतः, अथ होगा-- एकमात्रिक, 
द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक अच क्रम से हस्व, दोघे, प्लत संज्ञक होता हे । 

पर इस प्रकार एकमात्रिक वणे की अच संज्ञा होने से कुक्कुट में क्क (संयोग- 
रूपएक अक्षर) की (एक मात्रिक होने से) अच्‌ संज्ञा होने लगेगी, अत: पूर्वोक्त परिहार 
ही ठीक रहा । ( ऊकालो5ज़ वार्तिक से कहे हुए।) अर्थ को दूसरा वार्तिककार 
ऋषि यू कहता हे-- 

(वा० ) ऊकालो5ज्ञस्वदीघेप्छतः, इस सूत्र मे हस्वदीधघप्डतः इस अंश से 


होती । अनुबन्धों की उच्चारण-काल में ही सत्ता है, इत्संज्ञा के आधार पर जो कार्य प्राप्त 
होता हे उस वे अविद्यमान होते हुए भी करते हैं, स्वयं किसी कार्य का विषय नहीं 
बनते । 

१. अकार आ.द का उपदेश होने से और सवणा का ग्रहण होने से अचत्व सिद्ध 
ही है, योग विभाग से काल-विशिष्ट विशेष-विशिष्ट अकारादि की ही अच संज्ञा होने से 
अनुबन्थो का ऊकाल ( एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ) न होने से अचत्व नहीं । 

२. वणे समाम्नाय में ककार जाति का निर्देश होने से मात्रिक कक को अच 
समझ कर प्रश्‍न हे । 

३. यद्यपि यहां--'दो ककार है, और दो वर्णो से एक जाति की अभिव्यक्ति 
नहीं होती”, यह भी परिहार हो सकता हे, तो भी पूव कहा हुआ-_मात्राकालोऽत्र 
गम्यते, न च मात्रिकं ब्यम्जनमस्ति- यइ परिहार अभिमत है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





अच्कार्याणि यथा स्वुस्तत्कालेष्वक्षु कार्याणि || 

अथ किमर्थमन्तःस्थानामण्सूपदेशः क्रियते । इह स ये यूँ यन्ता। स 

दूँ चैँ वत्सरः, य॒ छँ है लोकं, तळ छँ लोकमिति परसवर्णस्यासिद्भत्वाद- 
चुस्वारस्येव द्विवचनम्‌ । तत्र परस्य परसवर्णे कृते तस्य ययूग्रहणेन ग्रहणात्‌ 
पूर्वस्यापि परसवर्ण यथा स्यात्‌ । नेतदीस्त प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌ 
द्विवचने परसवणत्वं सिद्धं वक्तव्यमिति । याचता सिद्धत्वमुच्यते परसवर्ण 
एव तावद्भवति । परसवणे तहिं कृते तस्य यञ्चहणन ग्रहणादू द्विवचनं यथा 
स्यात्‌ । मा भूद्‌ द्विवेचनम्‌। नजु च भेदो भवति-सति द्विवचने त्रिय- 
कारकम्‌ । असति द्विवचने द्रियकारकम्‌ । नास्ति भदः | सत्यपि द्विर्वचने 
द्वियकारकमेच । कथम्‌ । 'हलो यमां यमि लोपः इत्येचमेकस्य लोपेन 


पूवे ऊक्ालोऽच् इत्येवं रूप ही प्रथक्‌ योग रहे, जिससे एकमात्रिक, द्विमात्रिक, 
त्रिमात्रिक अचो को ही अच को उद्देश्य अथवा निमित्त मान कर विधान किए कार्य 
हो सकें । 
अब इस पर विचार किया जाता हे कि अन्तःस्थ वण यव ल का अण 
प्रत्याहार में पाठ करने का क्या प्रयोजन है । यटा सं यन्ता, से वत्सरः, ये लोकऱ , ते 
लोकम्‌ , इस अवस्था में वा पदान्तस्य (८।४।५९) इससे यय्‌ परे होने पर अनुस्वार 
को परसत्रण भी प्राप्त होता है ओर अनचि च से द्वित्व भो । द्विवचन शास्त्र अनचि च 
( ८।४।४७) की दृष्टि मै परसवणे शास्त्र वा पदान्तरय ( ८ । ४। ५९ ) के असिद्ध 
होने से अनुस्त्रार को द्वित्व ही होगा । तब स - ~ यन्ता इस अवस्था में परळे 
अनुस्वार को परसवण ये करने पर ग्रहणक शास्त्र अणुदित्‌ के लगने पर 
अणत्येन गृहीत होने पर सानुनासिक यकार के ययू प्रत्याहारान्तःपातो हो जन से 
पू अनुस्वार को भी परसत्रण हो जाय ( यइ प्रयोजन है )। ( जिसस स यूँ यू 
यन्ता रूप सिद्ध हो जाय )। यह्‌ कोई प्रयोजन नहीं । आगे कगे कि द्विवचन 
की कर्तव्यता में परसवण को सिद्ध कहना चाहिए । अब यकि परसवण सिद्ध है, अतः 
पर होने से पहले परसत्रणी ही होगा। अच्छा तो अब भी अणू में पाठ का प्रयोजन 
बना रहा, कारण कि अनुस्वार को परसवणे यैं होने पर ओर ग्रहणक शास्त्र के 
बल पर इसे यर्‌ मान कर अनचिच से द्वित्व हो जाएगा। मत हो द्वित्व 
( द्वित्व का कुछ प्रयोजन नहीं, अतः अण में पाठ की सार्थकता नहीं )। अजी 
द्वित्व सप्रयोजन है, इससे शब्दरूप में भेद होता है। जब द्वित्व हो तो शब्द | 
( स यें यैं यन्ता ) तीन यकारों . वाळा होता है, द्वित्व न हो तो द्वियकार वाला । 
नहीं कुछ भद नहीं । द्वित्व होने पर भी द्वियकार वाला ही रूप होता है। केसे ? 
हलो यमां यमि लोपः (८।४।६४) इससे एक यकार का लोप हो जाएगा। तो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





११० व्याकरणमहाभाष्य 


७७, 


ha 
त्रियकारकम्‌ । असति त्रियकारकमेव । स एष कथ अदा न स्यात्‌ । याद्‌ 
नित्यो लोपः स्यात्‌ । विभाषा च स लापः । यथाऽभदस्तथास्लु । 


भवितव्यम्‌ । एवमपि भदः | सति द्विर्वचने कदाचिद्‌ द्वियकारकम्‌ , कदाचित 
न 


अनुवर्तते विभाषा शारोऽाचे यद्वारयत्ययं द्वित्वम्‌ | 


यद्यं 'शारोऽचि’ इति द्विर्वचनप्रातिषेधं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्यो- 
ऽनुवतेते चिभाषेति। कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ | | 
नित्ये हि तस्य लोपे प्रतिष्रधार्था न करिंचत्स्यात्‌ । 
यदि नित्यो लोप: स्यात्‌ प्रतिषेधवचनमनथर्क स्यात्‌ । अस्त्वत्र 
द्विवचनम्‌, 'झरो झरि सवर्णे' इति लोपो भविष्यति । पश्यति त्वाचायः 
विभाषा स लोप इति ततो ठ्विर्वचनप्रतिपेधे शास्ति | नतदास्त ज्ञापकम्‌ । 


नित्येपि तस्य लोपे स घ्रतिषेधोऽवइ्यं वक्तव्य: | यदेतत्‌ 'अचो रहाभ्याम' 
इति द्वियेचनं लोपापवादः स विज्ञायते । कथम्‌। यर इत्युच्यते । एतावन्तश्च 


IT] 





भी भेद रहेगा । द्वित्व होने पर कभी ( पाक्षिक लोप होने पर ) द्रियकारवाला, कभी 


( लोपाभाव पक्ष में ) तीन यकार वाला । जब द्वित्व हुआ ही नहीं तो द्वियकारवाला 
एक ही रूप होता हे । यह भद केसे न हो ? तभी जब हलो यमां-- यह लोप नित्य 
= ™ चे ह जे 
हो । पर यह लोप विभाषा होता हे । जिस प्रकार ( द्वित्व शास्त्र की प्रवृत्ति भर 
अप्रवृत्ति में ) एक समान रूप रहे वैसे ही हो। 

( वा० ) हलो यमां में झयो होऽन्यतरस्याम्‌ ( ८।४।६२ ) से विभाषा 
( अन्यतरस्याम्‌ ) की अनुवृत्ति आती है। क्योंकि आचार्य शरो$चि ( ८।४।४९ ) सूत्र 
से द्वित्व का प्रतियेध करते हैं । यह ज्ञापक केस हुआ ! 


( वा० ) उस हलो यमां-- लोप के नित्य होने पर शरो5चि से द्वित्व प्रतिषिध 
करना व्यर्थ है । 


यदि लोप नित्य हो तो प्रतिपेध-वचन (शरो5चि) व्यथ हो जायगा । निषेध 
वचन न दो, द्वित्व हो, तो भी झरो झरि सवर्ण ( ८।४।५५ ) से द्वित्व से निष्पन्न हुए 
एक यकार का (नित्य) लोप हो जायगा । पर आचाय जानते हैं कि वह झरो झरि सवणे 
से विहित लोप वैकल्पिक हे, भत एव द्वित्व का प्रतिषेध करते हें । यह कोई ज्ञापक 
नहीं । झरो झरि सवर्णे के लोप के नित्य होने पर भी वह प्रतिषेध (शरो5चि) अव्य 
कहना दोगा । यह जो अचो रहाभ्याम्‌ ( ८।४।४६ ) द्वित्व शास्त्र है, यद्द लोप का 
अपवाद है । कैसे ? द्वित्व यर्‌ को कहा है। इतने ही तो यर्‌ हैं--यम और 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आह्विक 


यरः। यदुत झरो वा यमो वा । यदि चात्र लोपः स्याद्‌ हिर्वचनमनर्थकं स्यात्‌। 

किन्तर्हि तयोर्योगयोरुदाहरणम्‌। यदऋूते द्विर्वचने त्रिव्यञजनः संयोगः 

प्रम्‌ , अवत्तम्‌, आदित्यः | इहेदानीं सामथ्यांल्लोपो न भवति, एवसिहापि 
क्र श्ः ७ ४० a 0५ २० ९०% ७५ ७ ~ 

लोपो न स्यात्‌ कर्षति वर्षतीति । तस्मान्नित्येपि ळोपेऽव्यं स प्रतिपेधो 

वक्तव्यः । तदेतदत्यन्तं सन्दिग्धं वतत आचार्याणां विभाषा5नुवर्तते न चेनि 

रुण्‌ ॥६॥ 

अयं णकारो ह्विरिनुवध्यते पूर्वश्चैव परश्च । तत्राण्प्रहणेष्विण्प्रहणेषु 

च सन्देहो सवति पूर्वेण वा स्युः परेण चेति। कतमस्मिंस्तावदण््रहणे 
सन्देहः, ढूलोपे पूर्वस्य दीर्घो$णः इति । 

| ( असन्दिग्वम्‌ ) 
असन्दिग्थं पूर्वेण न परेण । कुत पतत्‌ । 


RR 





पछ 


इन झरो झरि, हलो यमाँ-- इनका क्या उदाहरण हे? जहाँ द्वित्व किये बिना तीन 
ब्यन्जनों का समुदाय दै, जैसे प्रत्तम्‌ ( प्र दा तम्‌=प्रदूत्‌ तम्‌ ), अवत्तम्‌, आदित्यः 
( आदित्‌ यूय ) । कत्तो इत्ती में अचो रहाभ्यां दवे द्वित्व विधान व्यर्थ मत हो इसलिये 
झरो झरि से लोप नहीं द्वोता। जेसे द्वित्व सामर्थ्यं से लोप नहीं होता, इसी प्रकार 
कर्षति वर्षति में भी लोप नहीं होगा । इसलिये लोप के नित्य होने पर भी दारोऽनि 
यह प्रतिविध कहना पड़ेगा । सो यह अत्यन्त सन्दिग्ध दै कि आचायाँ के मत म हलो 
यमां यमि लोपः, झरो झरि सवर्णे मं झयो होऽन्यतरस्याम्‌ से विभाषा (अन्यतरस्याम्‌ ) 
की अनुदृत्ति आती हे अथवा नहीं । 


झर्‌ । यदि यहाँ ( द्वित्व द्वोने पर ) लोप ददो, तब द्वित्वविधान अनर्थक हो जायगा। तो 
र 


लण्‌ ॥६॥ 
यह णकार दो बार अनुबन्ध-रूप से आया है--पहले और पीछे । सूत्रों में 
जहाँ जहाँ अण्‌ ग्रहण किया हे अथवा इण्‌ ग्रहण किया है वहाँ पूव णकार (अइ उण्‌ 
इस सूत्र के णकार ) से प्रत्याहार समझना चाहिये अथवा परले णकार ( लण्‌ सूत्र 
के णकार ) से । 
कौन से अणुग्रहण में सन्देह हैं ? ढूलोपे पूवस्य दीर्घो$णः ( ६।३।१११ ) 
इससूत्र के अण के विषय में । 
( निःसन्देह ) 
निःसन्देह यही अण्‌ पूर्व णकार से लिया जाता है परसे नहीं। यह क्योंकर ! 


१. फिर भी आचार्यो के उपदेशपारम्पर्य से तथा इत्तिकारों की सूत्रों पर रचित 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 8018112011 


११२ ` व्याकरणमदाभाण्यं 


पराऽभावात्‌ । 


नहि ढलोपे परेऽणः सन्ति। नजु चायमस्ति--आतढ आघत्ढ इति । 

पर्व तर्हि सामर्थ्यात्पूर्वेण, न परेण। यदि हि परेण स्याद्ण्ग्रहणमनथकं 

स्यात्‌ । ढलोपे पूर्वस्य दीघो ऽचः इत्येच ब्रूयात्‌ । अथ वतदाप न ब्यादू 
अचो झोतद्भवति--हस्वो दीर्घः प्लुत इति । 

अस्मिंस्तहीण्ग्रहण सन्देहः-केऽणः इति । असन्दिग्धं पूर्वेण, न 

परेण | कुत एतत्‌ । पराभावात्‌ । नहि के परेऽणः सन्ति। ननु चायमास्त-- 

गोका नौकेति | एवं तर्हि सामर्थ्यात्पूर्वेण, न परेण । यदि हि परेण स्याद्‌ण्‌ 

ग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । केऽचः इत्येव ब्ृयात्‌। अथवचेतदापे न ब्रूयात्‌ । 
अचो ह्येतद्भवति-हृस्वो दीर्घः प्लुत इति । 





(वा०) पर अण के न होने से । 

ढुलोप होने पर परले अण्‌ (ऋ से लेकर छू तक ) होते ही नहीं । देखिये 
( ढलोप होने पर ) आवृढ-आदृढ मै ऋ रूप पर अण मिलता हे । अच्छा, तो अण्‌ 
ग्रहण-सामथ्य से इम जानते हैं कि यहाँ पूव ण से अण्‌ ग्रहण होता है, पर से नहीं । 
यदि परले से हो अण्‌-ग्रहण अनर्थक हो जाय । तब तो दलोपे पूवस्य दोर्घाऽचः ऐसा 
हीं कदे । अथवा अचः कदने की आवश्यकता नहीं । हस्व, दीधे, प्लुत अच्‌ को दवी तो 
होते हँ ( ये अच मात्र के घम हँ )। 


तो इस अण-ग्रहण म सन्दृह है केऽणः ( ७।४।१३ ) इति । निःसन्देह पूत्र 
ण॒ से ग्रहण होता है, परळे से नहीं । केसे जानें? परले अण्‌ के अविद्यमान होने से । 
क समासान्त परे रहते परले अण्‌ का संभव नहीं हे । अजी यह देखिये गोका नोका में 
क परे रहते ओ-ओरूप परला अण्‌ मिलता है । अच्छा तो अण-ग्रहण-साम्य से पूर्व ण 
से अण्‌ लिया जाएगा, पर से नददी। यदि पर ण्‌ से ग्रहण हो, तो अण्‌ ग्रहण अनर्थक 
हो जाय । केऽचः ऐसा ही कह दे। अथवा अचः यह भी न कहे, हस्त, दीर्ध, प्छुत अच्‌ 
को ही तो होते हैं । 





ृत्तियों से यह स्पष्ट जाना जाता है कि लोप भं विभाषा की अनुत्रत्ति आती है । हलो 
यमां यमि लोपः में भी और झरो झरि सवणे में भी। इस लिये सगैँयँयन्ता आदि में 
द्वित्व हुए यक्रार के टोपाभावपक्ष में तीन यकारों के श्रवण केलिये अणुदित्सत्र भें अण्प्रहण 
करना आत्रइय्रक है । यदि दो यकार वाला रूप ही अभीष्ट होता तो अण ग्रहण न करके 
अजुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इस प्रकार अच ग्रहण ही पर्या था । 


१. यदि कहो अत्पोपानत्का (अल्पा उपानत्‌ यस्याः सा) यहाँ क परे रहते परला 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय भाह्विक ११३ 


अस्मिंस्तहीण्यहणे सन्देहः-'अणोऽपृह्यस्यानुनासिकः इति। 
असन्दिग्धं पूर्वेण,, न परेण । कुत एतत्‌ । पराभावात्‌। नहि पदान्ताः 
परेऽणः सन्तिं । ननु चायमस्ति-कर्दं इदं इति | एवं तर्हि सामर्थ्यात्पूर्वेण, 








तो इस भण्मरहण में सन्दे है--अणो$प्रग्ह्मस्यानुनासिकः ( ८। ४। ५७) | 
निःसन्देद यहाँ पूर्व ण्‌ से अण्‌ लिया जायेगा, परे से नहीं । कैसे जानं? परे भण 
न होने से । पदान्त परले अण नहीं मिळते । अजी कवे हृदे में पदान्त परळा ऱ्य 
अण्‌ मिलता हे । अच्छा तो अण्ग्रहण-सामध्यै से पूवे णकार से अण लिया जायगा, 





अण्‌ नह्‌ का हकार संभव हे । नहो धः से उपानत्‌ में हुए हकार के धकार को 
पूवंत्रासिद्धीय होने से असिद्ध मान कर हकार सुनाई देगा । इसी प्रकार गीष्का ( गीरेव 
गीष्का) यहां गिर्‌ का रेफ भी विसर्गे के असिद्ध होने से परला अण्‌ क परे रहते संभव 
है, तो इसका उत्तर हे--न छु ने में न इस योगविभाग से नद्दो धः, खरवसानयोः आदि 
के असिद्धत्व का निषेध हो जायगा तो उक्त प्रयोगों में परला अण्‌ न मिलेगा । 


१. यदि कहो रक्षं गृश्‍चतीति ब्रक्षरृट्‌ । तमाचष्टे वृक्षव्‌ । यहां णाविष्टवद्भाव 
से टिलोप होकर णिजन्त त्रृक्षवि शब्द सिद्ध हुआ, उससे विच्‌ परे रहते णिलोप होकर 
दुक्षव्‌ यह रूप बनंता है । इसमें परला अण्‌ बकार पदान्त में संभव है। तो इसका उत्तर 
है अणोऽप्रयह्मस्यानुनासिकः मै अप्रगृद्यस्य इस पयुदास से अच्‌ रूप अण्‌ को ही अनु- 
नासिक होना माना जायगा, हळ रूप अण्‌ को नहीं । क्योंकि प्रगृह्य संज्ञा अच्‌ की ही 
होती है । दृक्षव्‌ में वकार हलू रूप अण्‌ है, अच्‌ रूप नहीं हे । इस लिये उसे अनुनासिक 
नहीं होगा । भाष्य का पदान्त अणां के अभाव में तात्पय नहीं, किन्तु अनुनासिक प्राप्ति 
योग्य पदान्त अण्‌ नहीं मिलते इसमें तात्प है । बृक्षवृरच इस क्किबन्त से तदाचष्टे अर्थ 
में णिच्‌ तथा टिलोप होकर.बृक्षवि यह नामधातु बनता है । उससे कती अर्थ में यदि 
` विच्‌ न करके क्रिप्‌ करें तो क्कौ विधि प्रति न स्थानिवत्‌ के वचन से णिलोप टिलोप के 

-स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाने से त्रक्षव्‌ के वकार को अहिज्या० से सम्प्रसारण प्राप्त 
होता है। साथ ही लोपो ब्योईलि से वकारलोप भी प्राप्त होता है। विच्‌ करने में 
स्थानिवद्भाव हो जायगा तो सम्प्रसारण तथा वलोप दोनों ही रुक जाते हैं। बक्षव्‌ करोति 
इस सन्धि में हलि सबैधाम्‌ ( ८।३।२२ ) से वकार का लोप करने में तो पूर्वेत्रासिद्ै 
न स्थानिवत्‌ से स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाने से वकार का लोप प्राप्त होता है वह 
अश्‌ ग्रहण की अनुबृत्ति करके रुक जाता है। उससे अश्‌ प्रत्याहारान्तर्गत हळू परे रहते 
दी हरि सर्वेषाम्‌ से वकार का लोप होगा । करोति का ककार अश्‌ से बाह्य हलू दै इस 
लिये बृक्षव्‌ करोति में वकार का लोप नहीं होता रड 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


10 व्याक्रणमहाभाप्य 


न परेण । यदि हि परेण स्याद अण्ग्रहणसनथक स्यात्‌ । गो 5मग्रृद्यस्या- 
नुनासिक इत्येव त्रयात्‌ । अथवेतदापे न वयात । अच खव ह भयृह्या 
भवन्ति । Ey 

अस्मिंस्तहाण््रहणे सन्देहः-उरण रपरः'। अखान्दग्ध पूर्ण, न 
परेण । कृत एतत्‌ । पराभावात्‌ | न ह्यः स्थाने परेऽणः सन्ति। ननु 
चायमस्ति कत्रैथ हर््रशमिति । किं च स्याद्यद्यत्र रपण्त्वे स्यात्‌ । ह्यो 
रेफयोः श्रवणं प्रसज्येत । हलो यमां यमि लोपः’ इत्येवमेकस्यात्र ळोपो 
भविष्यतीति । विभाषा स लोपः, विभाषा श्रवणं प्रसज्येत। अर्थ तहि 
नित्यो लोपः “रो रि? इति । पदान्तस्येत्येचं सः । न शक्य; ख पदान्तस्थे- 
त्येवं चिज्ञातुम्‌। इह हि लोपो न स्यात्‌-जर्यृघेलङ्‌ अजघाः, पास्पद्धः 
अपास्पाः इति । इह तर्हि मातृणां पितृणामिति रपरत्वं प्रसज्यते । आचार्य 
प्रवृत्तिक्षीपयति नात्र रपरत्वं भवतीति । यदयम्‌ 'ऋत इद्धातोः इति धातु- 
ग्रहणं करोति । कर्शं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । धातुग्रहणस्यैतत्प्रयोजनम्‌-इषह मा 
भूत्‌ माठृणां पितृणामिति । यदि चात्र रपरत्वं स्याद्धातु्रहणमनथकं स्यात्‌ । 
परले से नहीं । यदि परळे से ग्रहण हो अण्‌-ग्रहण व्यर्थ हो जाय । . अचोऽ१गह्मस्यानु- 
नासिकः ऐसा ही कहे । अथवा अचः यह भी न कहे, अच को ही उद्देश्य कर कें प्रणुद्य 
संज्ञा विधान की गई हे । _ 

तो इस अण्ग्रहण मे सन्देह है--उरण रपरः ( 11१1 ५१ ) । निःसन्देह 
पूव णकार से अण्‌ लिया जायगा। परले से नहीं। यह क्योंकर ? परळे अण 
के न होने से ( ऋ के स्थान में परळे अण मिलते ही नहीं )। अजी कत्रेर्थम्‌, हन्रैथम्‌ 
में ऐसा ररूप अण मिलता हे । क्या हानि हो यदि यहाँ रपर हो जाय । दो रेफ 
सुनाई देंगे । ( नहीं ) हलो यमां यमि लोपः इस से एकका लोप हो जायगा। 
वह लोप विभाषा है ( नित्य नह), अतः पक्ष में (दो रेफों का ) श्रवण प्रसक्त 
होगा । अच्छा ( हलो यमां यमि-से लोप नहीं करेंगे किन्तु) रो रि ( ८। ३। १४) 
जो नित्य विधि हे, उस से लोप करेंगे। पर रो रि तो पदान्त रेफ का लोप विधान 
करता हे । नदीं, ऐसा नदी माना जा सकता । गृध धातु के यझलुक के लङ लकार 
में और स्पध धातु के यङ्लुक्‌ के लङ में अजघीः, अपास्पाः--थे रूप न वन सकेंगे । 
अच्छा तो मातणाम्‌, पितणाम्‌--यह रपर हो-जायगा। ( नहीं होगा ) आचायै की 
प्रबृत्ति ( व्यवहार ) बतळाती हे कि यहाँ रपरस्व नहीं होता । कारण कि आचाय 
ऋत इदूध!तोः (७।१।१००) इस सूत्र में धातु ग्रहण करते हैं । केसे ज्ञापक हआ ? 
धातु ग्रहण का यही प्रयोजन है कि मातणां पितणाम्‌ में रपरत्व न हो । यदि यहाँ भी ' 
रपरत्व हो जाय, धातुग्रहण व्यथे हो जाय। कारण कि रपरत्व होने पर (मातुर्‌) ऋ अन्त्य 
न रदा, तो इत्व प्राप्त ही न हो । आचाये जानते हैं कि यहाँ ( अधातु के अवयव 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


द्वितीय आहिक ११५ 


रपरत्वे छृतेऽनन्त्यत्वादित्वं न भविष्यति | पश्यति त्वाचायों नात्र रपरत्वं 
तीति, ततो थातु्हणं करोति। इहापि तर्हि न प्राप्रोति चिकीपति 
नहीगतीति । मा भूदेवम्‌ । उपधायाइच' इत्येवं भविष्यति। इहापि तर्हि 
प्रामोति मातृणां पितृणामिति । तस्मात्तत्र चातुग्रहणं कर्तव्यम्‌ । एवं तर्हि 
सामथ्यात्पूचेण, न परेण । यदि परेण स्यादण्यहणमनर्थकं स्यात , उरज्जपर 
इत्यन यात्‌ । 
अस्मिस्तह्मण््रहण सन्देहः--अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति । 
असन्दिग्धं परेण, न पूर्वेण । कुत एतत्‌ । 
सवर्णेऽण तु परं दयऋत । 
यदयम्‌ उक्कत्‌ इत्यृकारे तपरकरणे करोति । तज्ज्ञापयत्याचार्यः 
परेण, न पूर्वेणेति । 
इण्ग्रहणेषु तर्हि सन्देहः | असन्दिग्धं परेण, न पूर्वेण । कुत पतत्‌ । 








ऋकार को दीधे करते समय ) रपरत्त्र नहीं होता, अतः धातु ग्रहण करते हैं । तो यहीँ 
भी--क्क, ह से सन्‌ प्रत्यय परे रहते ऋ को दोघे रपर ऋ हने पर इत्व की प्राप्ति 
रहेगी । ऋतइद्धातोः से इत्व न हो, उपधायाइच ( ७।१।५०१ ) इस सूत्र से इत्तर 

हो जायया । तो इसी सूत्र से मतणाम्‌ पितणाम्‌ में ( रपर दीधे होने पर ) भी उपधा 
को इत्व होने लगेगा । इसलिये ऋत इद्धातोः मे धातु ग्रहण सप्रयोजन होने से करना 
ही होगा ( सो यइ ज्ञापक न हुआ )। इसलिये प्रकृत अणग्रहण पूव ण्‌ से होगा, 
परळ ण॒ से नही । यदि परले ण से हो तो अण ग्रहण व्यर्थ हा जाय, उरच रपरः ऐसा 
ही पढ़ देते । 

अच्छा तो इस अण्‌ ग्रहण में सन्देह है--अणुदित्सवणस्य चाप्रत्ययः (१।१।६९)। 
निःसन्देह परखे ण से अण्‌ लिया जायगा, पूर्य स नदीं। यह केसे ? 

(बा०) अणु दित्सवणेस्य सूत्र म॑ अण परले णकार से छिया जाता हैं पूर्व से 
नहीं इसम उत्‌ इस सूत्र में जो तपर किया दै वह ज्ञापक हैं । 

आचार्य जो उऋत्‌ ( ७४७ ) ऋ के स्थान में ऋ का विधान करते हुए उसे 
तपर करत हँ इससे ज्ञापित करत हैं कि अण प्रत्याहार परे णकार से लिया जाता 
है पहले से नहीं । 

तो इण्‌ ग्रहण सै सन्देह है । निःसन्देह इण्‌ परले णकार से लिया जाता हे 
पूव रो नहीं। यह केस? 





१. उऋत्‌ ( ७४७ ) इस सूत्र में तपर इस लिये किया हे कि अचीकृतत्‌ म 
ऋकार के स्थान में ऋकार ही हो । दीध ऋकार न हो । यदि पूव णकार स अण्‌ ग्रहण 
हो तो ऋकार अण्‌ नहीं, अतः भिन्न काल (त्र) का ग्राहक नहीं होगा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


११६ व्याकरणमहाभाष्य 


य्वोरन्यत्र परेणेण्‌ स्यात्‌ । 
यत्रेच्छति पूर्वेण, खग्दद्य ग्रहणं तत्र करोति-य्योरिति। लञ्च शुरु 
भवति । कथं कत्वा ज्ञापकम्‌ । तत्र विसक्तिनिर्देशे सेखूच्य अहणे चादेचतस्रो 
मात्रा: । प्रत्याहारत्रहणे पुनस्तिस्ों मात्राः । सोऽयमेवं छघीयसा न्यासेन 
सिद्धे सति यद्‌ मरीयांसं यत्नमारभते टज्शापयत्याचार्यः परेण, न पूर्वेणेति । 
कि पुनर्वर्णोत्सत्ताविवायं णकारो द्विरलुवध्यते । 
व्याख्यानाच्च ह्विरुक्तितः । 
एतज्ज्ञापयत्याचायो भवत्येषा परिभाषा--व्याख्यानतो विशेष- 
प्रतिपत्तिन हि सन्देहादलक्षणम इति । अणुदित्सवर्णस्य इत्येतत्परिहाय 


पूर्वेणाणूप्रहणम्‌ , परेणेण्‌ ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः । 


(वा०) इ का समर्देन ( यणादेश से निवृत्ति) करके जहाँ इकार उकार 

का अहण किया दै जैसे अचि इनुधातुश्रुवां य्वोः ( ६।४।७७ ) सूत्र में, उसे छोड़कर 
अन्यत्र सब स्थलों मै इण प्रत्याद्दार परळे णकार से लिया जाता हे । 

जहाँ आचार्य चाद्दते हैँ कि पूवे णकार से इण्‌ प्रत्याहार लिया जाय वहाँ 
वे हण का ग्रहणन करके इ को यणादेश करके म्वोः ऐसा निर्देश करते हैं। 
यह निर्देश गुरु होता है। यह ज्ञापक केसे द्दोता ह? यणादेश करके विभक्तिसद्विद 
य्वोः ऐसा उच्चारण करने पर ३४ मात्रायें होती दें । प्रत्याहार ( विभक्ति सहित ) 
इणः उच्चारण में ३ मात्रायें होती हैं । आचार्य जो लघु न्यास ( सात्रा-त्रयात्मक ) 
से कार्य सिद्ध होने पर गुरुतर न्यास ( ३३ सात्रांत्मक ) करते हैं इससे यह जतलाते 
हैं कि इण्‌ प्रत्याद्दार परळे णकार से लिया जाता है, पूर्व से नहीं । 

्रत्याद्दार सूत्रों में यह ण्‌ क्‍यों दो बार लगाया गया हवै? क्‍या दूसरा वर्ण 
लगाने को नहीं रद्दा था? 

(वा०) णकार का दो बार उच्चारण होने से ( परस्परा प्राप्त ) व्याख्यान से 
दाढद्र (शण,इण) शक्ति का निश्‍चय द्वोगा । 

ण्‌ रूप अनुबन्ध दो घार लगाने से आचार्य यह ज्ञापन करना चाहते हैं कि 
यद परिभाषा होती है--ब्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनैद्वि सन्देहादलक्षणम्‌ अर्थात्‌ 
( सन्देद होने पर ) ब्याख्यान से एककोटिक नि३चयात्मक ज्ञान हो जाता है, 
सन्देह सात्र से लक्षण (शास्त्र ) अएक्षण ( अननुष्ठापक ) नहीं दो 
जाता । हम ऐसा व्याख्यान करेंगे कि अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इस एक को 


तपर होने से ऋकार केन तो स्थानी होने का कोई प्रसङ्ग है, न आदेश | चूंकि 


तपर (ऋत. ) किया है, यह ज्ञापक हुआ कि अण्‌ परले णकार से लिया जाता है। 


CC-0. Prof. Satya 101 Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


शाय 





अमङणनम्‌ ॥७॥ झभञ्‌ ॥८॥ 


किमर्थमिसी सुखनासिकावचनाबुभावजुवध्येते; न अकार एवानु- 
बध्येत । कथं यानि मकारेण ग्रहणानि, सन्तु अकारेण ! क्थ- “हलो यमां 
यमि लोपः’ इति । अस्तु अकारेण। हलो यञां यञ्जि लोपः इति। 
नेवं शक्यम्‌ । झकारभकारपरयोरपि झकारभकारयोलोपः प्रसज्येत । 
न झकारभकारो झकारभकारयोः स्तः । कर्थ--पुमः खय्यस्परे इति । पतद्‌ 
प्यस्तु अकारेण “पुसः खय्यञ्परे' इति । नेवं शाक्यम्‌। झकारभकारपरेऽपि 
हि खयि रुः प्रसज्येत । न झकारभकारपरः खयस्ति। क्थ-*ङमो हस्वादचि 
ङझुण्नित्यम्‌? इति । एतद्प्यस्तु अकारेण ङञो हस्वादचि ङञ्जण्नित्यम 
इति । नेवं शक्यम्‌। झकारभकारयोरपि हि पदान्तयोरसकारभकारावागमो 
स्याताम्‌ । न झकारभकारों पदान्तौ स्तः । एवमपि पञ्चागमास्त्रय आगमिनो 





छोड़कर अण्‌ प्रत्याहार पूवे णकार से लिया जाता है और इण्‌ पररे णकार से ही । 
ञमङणनम्‌ ॥ ७॥ झभब ॥ ८ ॥ 

क्या कारण है कि यहाँ दो अनुनासिक म्‌, ज्‌ अनुबन्ध रूप से पढ़े हैं ? क्या 
एक ही जकार अनुबन्ध से कास न चलेगा ? जिन प्रत्याहारो मै मकार अनुबन्ध हे 
वहाँ केसे होगा ? वहाँ भी सकार के स्थान में जकार अनुबन्ध रहे । उदाहरण--हलो 
यमां यमि लोपः यहाँ सकार प्रत्याहार-सम्पादक अनुबन्ध है, भब इस के हट जाने से 
शास्त्र कैसे प्रदत्त होगा ? जकार अनुबन्ध लगा देंगे और हलो यजां यजि लोप: ऐसे 
पढेंगे । ऐसा नहीं हो सकता । झ भ परे रहते भी पूर्व झ भ का लोप होने लगेगा । 

( नहीं यह कीई दोष नहीं ) झ भ परक झ भ हैं ही नहीं। अच्छा पुमः 
खब्यम्परे ( ८।३।६ ) यहाँ मकारानुबन्ध से अम्‌ प्रत्याहार पढ़ा है, यहाँ केसे इष्ट 
कार्य होगा ? यहाँ भी म्‌ के स्थान में ज्‌ अनुबन्ध लगा देंगे। और सूत्र को पुमंः 
खय्यञ्परे ऐसे पढेर । ऐसा नहीं हो सकता । झकारभकार परक खय्‌ होने पर भी पूर्व 
पुम्स्‌ के स्‌ को रु होने लगेगा । ( यह कोई दोष नहीं )। झकारभकार-परक 
खय्‌ मिलता ही नहीं। अच्छा तो ङमो हस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌ ( ८।३।३२ )। यदद 
केस होगा? इसे भी जकार अनुबन्ध से पढ़ देंगे और सूत्र का रूप होगा--ङजो हस्वा- 
द्चि ङमुञ्‌ नित्यम्‌ । ऐसा नहीं हो सकता । पदान्त झकार भकार को क्रम से झकार 
भकार आगम होने लगेंगे । ( यह कोई दोष नहीं ) पदान्त झकार भकार मिलते ही 





नहीं । ऐसी अवस्था में भी ( लक्ष्यसंस्कार वेला में ) आगम पांच ङ स ण झ अ ) 


१. झ भ-को पदान्त में जश्‌ हो जाने से तदभाव प्रसिद्ध ही है । रहा उज्झू का 
झ, उसका संयोगान्तस्य लोपः से लोप हो जाता है । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


११८ व्याकरणमहाभाप्य 


चेषम्यात्सङ्ख्याताचुदेशो न प्रामोति । सन्तु तावद्येपासागमानासागमिनः 
सन्ति। झकारभकारौ पदान्तौ न स्त इति कृत्वाऽऽगसावपि न अविप्यतः।' 
अथ फकिमिदमक्षरमिति । 
अक्षरं नक्षरं विद्यात्‌ । 
न क्षीयते न क्षरतीति वाऽक्षरम्‌ । 
अइनोतेवी सरोऽक्षरम्‌ । 
अइनोतेर्वा पुनरयमैणादिकः सरन्प्रत्ययः | अइञुत इत्यक्षरम्‌ । 
वर्ण वाहुः पूसूत्रे 
अथवा पूर्वसूत्रे वर्णस्याक्षरमिति संज्ञा करियते । 
किमथसुपदिइयते 








होंगे और आगमी केवछ तीन (ङ मण ), सो सङ्ख्या-विषमता के कारण सङ्ख्या- 
तानुदेश न होगा । ( अथोत्‌ तीन आगमियाँ में प्रत्येक को पांच आगम होगे । यह्‌ 
कोई दोष नहीं )। जिन आगमो के आगमी हें उन्हें वे हो जाएँ, झकार अकार 
पदान्त हैं ही नहीं उनके आगम भी नहीं होंगे । | 

अब यह विचार प्रस्तुत होता हे कि अक्षर किसे कहते हैं ? 

( वा० ) अक्षर को नक्षर समझ । अथवा जो क्षीण नदी होता अथवा जो 
अपने स्वरूप से प्रच्युत नहीं होता, उसे अक्षर कहते हूँ । 

अझूङ्‌ ( व्याप्त्यथेक ) से औणादिक सरन्‌ प्रत्यय किया गया हे, जो व्याप्त 
होता है । 

पूवे सूत्र ( पूर्वाचार्यी के व्याकरण ) में वर्ण की अक्षर संज्ञा की गई है । 

वा० अक्षर ( वर्णा ) का किस लिये उपदेश किया है ? 





१. इस प्रकार भाष्यकार ने मकार अनुवन्ध का खण्डन कर दिया है । 

२. भाष्य में अक्षर समाम्नाय इस शब्द का व्यवहार हुआ है, यो वा इमा 
स्वर्‌शोऽक्षरराः इत्यादि प्रयोजन-परक भाष्य में अक्षर शब्द का, अतः तदर्थवोध के 
लिये प्रकृत प्रश्‍न है । | 

३. अक्षर यह क्रियाशब्द है, चाहे क्षि क्षये से व्युत्पन्न माना जाय चाहे क्षर 
सचलने से। परमार्थ रूप में ब्रह्मतत्त्व ही अक्षर ( अविनाशी ) है । वर्णपदवाक्य-रूप 
स्फोट अथवा जाति स्फोट की तो व्यावहारिकी नित्यता है । सभी शब्दाँ का आकाशादि 
की तरह सृष्टि के आदि में उत्पत्ति और प्रलय में विनाश होता है । 


४. अशङ्‌ व्याप्ती--इस धातु से औणादिक सरन्‌ प्रत्यय से अक्षर शब्द निष्पन्न 
होता है । अथेमऱनुते व्याप्नोतीत्यक्षरम्‌ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


— Sn 





द्वितीय आह्लिक ` ११९ 


थ किमर्थसुपदेशः क्रियते । 
वरणज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते । 
तद्थमिए्वुद्धयर्थं लघ्वथ चोपदिश्यते ॥ 
सो ऽयसक्षरसमास्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितर्‍्चन्द्रतारक- 


वत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मपाशिः, सर्ववेद्पुण्यफलावापिङ्चास्य ज्ञाने 
भवति, मातापितरो चास्य स्वर्ग लोके महीयेते ॥ 


~ 


इति श्रीम.द्रगवत्मतञ्जाळिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये 
प्रथमस्याध्यायस्य प्रथम पादे 
द्वतायमाहकम ॥ 





> - == = =m sme —— oS “> 


( उत्तर ) वा० --यह अक्षर समाम्नाय जिससे वण जाने जाते हँ (जो वणां 
का झापक है ), जो वाणी का वन्धन (प्रतिपादक ) हे, जिसमें ब्रह्म (=वेद्‌ ) स्थित 
उस (शास्त्रं) की प्रत्रृ्ति के लिये, (इष्टबुद्धव्थ ) कलादिदोष रहित वणेज्ञान के 
लिये, ( ळव्वश्र ) अनुबन्धकरण के लिये उपदेश किया गया द । 
सो यह अक्षर-समाम्न्य ( वाक्समाम्नाय ) वाणी के सङ्ग्रह का उपाय है। 
ले छु ( डफळ ) युक्त, फल (अदृष्ट फळ ) युक्त, चन्द्र ओर तारों की तरह 
वलंकृत ब्रह्मतत्व ही दुब्दरूपतया भासमान समझना चाहिये। इसके परिज्ञान से 
सर्ववेदाध्ययन-लम्य पुण्य-फल की प्राप्ति होती है, इसके ज्ञाता के माता पिता ( भी ) 
स्वर्ग शोक में सम्मान के पात्र होत हँ ॥ 


1) 


A नए 





१. चतुर्दशसूज्नीरूप ( महेश्वर सन्न नाम से प्रसिद्ध) और तन्मूलक 
भगवत्पाणिनिकृत अष्टाध्यायी शार 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


> 


तृतीय आहिक का संक्षिप्त लार 


इस आहिक में बृद्धिरादैछ ॥१।१।१॥ इस सूत्र से लेकर इको गुणद्वडी ॥३।१।३॥ 
इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शझ्ासमाधान सहित विचार किया हे । क्रमशः प्रति- 
पाद्य विचार ये है-- 

वृद्धिरांदच-- १. दृद्धिरादैच्‌ मै चोः कु: से प्राप्त कुत्व का समाधान किया 
है, तथा तङ्कावित अतद्भावित सभी आदैचां की वृद्धि संज्ञा स्वीकार की हे । 

२. संज्ञाधिकार का प्रयोजन बताकर उसका खण्डन किया हे । संज्ञा संज्ञी के 
असन्देह को भी युक्ति प्रमाणों से सिद्ध किया है । 

३. वृद्धिरादैच्‌ के वृद्धि शब्द को मङ्गलार्थ मानते हुए त्रृद्धि संज्ञा में प्राप्त 
इतरेतराश्रय दोष का समाधान किया है । 

४. “प्रत्येकः शब्द के विना भी आ ऐ औ इनमें प्रत्येक की त्रृद्धि संज्ञा रि 
करके आदैच्‌ में तपरकरण ऐच्‌ के लिये सिद्ध किया है । 

इको गुणवृद्धी-- १. इक्‌ ग्रहण का प्रयोजन .बताकर सूत्र को सार्थक सिद्ध 
किया है । 

२. गुण, वृद्धि शब्दों से विहित गुणत्रृद्धि में ही इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति 
मानी हे । 

३. इक्‌ परिभाषा को अजोन्त्यपरिभाषा का शेष अथवा अलोन्त्य का अपवाद 
दोनों ही न मानकर स्वतन्त्र परिभाषा स्वीकार किया है। उससे अनिश्चित गुण, वृद्धि 
के स्थानियों में इक्‌ पद की उपस्थिति होती है यह सिद्धान्त व्यवस्थत किया है । 
पक्षान्तर में अलोन्त्यशेष में प्राप्त दोषों का समाधान भी किया है । 


४. बृद्धि ग्रहण का प्रयोजन बताते हुए अतो हलादेरूघो: में अकार ग्रहण से 
सिःच्यन्तरङ्गं नास्ति यह ज्ञापित किया है । - 


५. इक्‌ परिभाषा को स्वतन्त्र विधि न मान कर विधिशेषभूत सिद्ध किया । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


अथ तुतीयमाह्िकम्‌ । 


ृद्धिरादे च्‌ ॥ (१।१।१)॥ 

कुत्वं कस्मान्न भवति चोः कुः पदस्य इति । भत्वात्‌ । कथ भसंज्ञा । 
अयस्मयादीनि च्छन्दसि इति। छन्दसीत्युच्यते, न चेदे छन्दः । छन्दो- 
वत्सूत्राणि भवान्ति । यदि भसंज्ञा, “वृद्धिरादेजदेड गुण” इति जइत्वमपि 
न प्राप्नोति । उभयसंज्ञान्यपि च्छन्दांसि ह्यन्ते । न्यथा 'स सप्रभा स 
ऋक्चता गणेन' पदत्वात्कुत्वम्‌ । भत्वाज्जदत्वे न भवति। एवमिहापि 
पद्त्वाज्जदत्वं भत्वात्कुत्वं न भविष्यति । ; 


६४ ७००" 


किं पुनरिदं तद्धांवितग्रहणम--च्ृद्धिरित्येवे ये आकारेकारौकारा 


९ 


ब्ृद्धिराइच (१।१।१) इस सूत्र मै पदान्त च्‌ को चोः कुः ( ८।२।३० ) सूत्र से 
कवर्गादेश क्यों नहीं हुआ ? 

असंज्ञा होने से । 

भसंज्ञा केसे (हुई) ? 

अयस्मयादीनि च्छन्दसि (१।४।२०) इस सूत्र से । 

पर यही तो छन्दोविपय में यह भसज्ञा-विधि है ऐसा कहा है, और यह 
(प्रक्ृतसूत्र) छन्द (वेद) नहीं है । 

यदि भसंज्ञा मानकर ( कुत्व का वारण करते हो ) तो वृद्धिरादेजदेइ गुणः 
ऐसा संहितापाठ सै जरत्त्र ( चकार के स्थान ज्‌) भी न हो सकेगा । 

छन्दो मै एक-साथ दोना संज्ञायें देखी जाती हें । जैसे--स सुष्टुभा स ऋक्वता 
गणन---यहाँ ऋक्वता में पदसंज्ञा होने से ऋच के च्‌ को कुत्व हो गया, पर साथ 
ही भसंज्ञा होने से जइत्व ( कको ग्‌ ) न हुआ। इसी प्रकार यहाँ भी (सूत्र में भी ) 
पदसंज्ञा मानकर जइत्व हो गया, पर भसंज्ञा मानकर कुत्व न होगा । 

अब यह विचार है फि सूत्र में तद्भावितों का ग्रहण है अर्थात्‌ वृद्धि शब्द 
उच्चारण कर के जो आकार, ऐकार, औकार भावित ( विहित, उत्पादित ) होते हें 





१. सूत्र में आदैच्‌ मात्र का ही ग्रहण प्रतीत होता हे, अतः यह प्रइन अनुपपन्न 
हे । नहीं। शास्त्र में पक्षद्वय के देखे जाने से प्रइन युक्त ही है। छगादि संज्ञाओं में 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


` A 

५ ors denne ses .. > + 
कफ 5 शो 

हिन) 


१२२ व्याकरणमद्दा भाष्य 


भाव्यन्ते, तेषां त्रहणम्‌, आहोस्विदादेज्मात्रस्य । कि चातः। यदि तद्भावित- 
ग्रहण शालीयो मालीय इति वृद्धलक्षणइछो न प्राप्नोति । आश्षमयम्‌, शाल- 
मयम्‌, बृद्धलक्षणो मयण्न प्राप्नोति। आन्नशुत्तायानिः, शारूशुप्तायनिः, 
वृद्धळक्षणः फिञ न आप्नोति । | 

अथदेज्मात्रस्य ग्रहणम्‌, सर्वा भासः सर्वभास इति “उत्तरपदवृद्धौ 
सर्व च” इत्येष विधिः प्राप्नोति । इह च तावती आयो यस्य तावदूभार्यः, 
यावदूभार्यः “वृद्धिनिमित्तस्य-” इति पुंबदूभावधरतिषेधः आप्नोति | अस्तु 
तर्हि-आदैज्मात्रस्य ग्रहणम्‌। ननु चोक्तम्‌- सवा भारः सभाः इत्यू 
“उत्तरपदवृद्धों सर्व च” इत्येष विधिः प्राम्रोतीति। नैष दोषः । नेचं 


उन का ग्रहण दै, अथवा जो भी कोई आकार, ऐकार, औकार हॉ उन सञ्रका? 


इससे क्या ? 

यदि तदूभातिता का ग्रहण है तो शालीयः, मालठीयः--यहाँ। वृद्धाच्छः 
(४।२। १४ ) इस सूत्र से छप्रत्यय की प्राति ही नहीँ। आम्रमयप्‌, शालसयम्‌-- 
यहाँ नित्यं त्रृद्धारारिभ्यः ( ४।३।१४४ ) से वृद्धसज्ञा को निमित्त मान कर होनेवाला 
विकार ओर अवयत्र अथै में विदित मयट्‌ न-हो सकेग।। आतद्रगुप्तायनि:, शालूगुप्ता- 
यनिः, यहाँ “उदीचा वृद्धादगोत्रात? ( ४।१।१५७ ) से ( अपत्यार्थं मे) फिज्ञन हो 
सकेगा । ( आञ्रगु्स्यापत्यम्‌ आ्रगु्तायनिः ) । 

यदि कदो कि यहाँ आकार, ऐकार, ओकार मात्र ( तद्भावित हाँ अथवा 
अतदूभावित ) का ग्रहण है, तो सर्वो भासः सर्वभासः यहा ( कर्मधारय तत्पुरुष 
समास मै ) उत्तरपद में बृद्धिसंज्ञक आकार होने से उत्तरपदत्रद्धौ सर्व च ( ६।२।१०५ ) 
से सवेशब्द अन्तोदात्त हो जायगा। और तावती भाया यस्य तावद्भायः, यावद्‌- 
भार्यः--यहौँ पृद्धिनिमित्तस्प्र च तद्धितस्यार्‌क्तविक्रारे ( ६।३।३९ ) से [वा 
सवेनाम्नः (६।३।९१) से आये आकार की भी वदृद्धिसंक्ञा होने से और उसके सच्च में 
तद्धित प्रत्यय वतुप्‌ की निमित्तता खे] पुंवद्भाव निषेध प्राप्त होता है । 

अच्छा ( यदि.तद्भावित पक्ष मै दिये हुए दूषणो का उद्धार नहीं हो सकता) 
तो आकार, ऐकार औकार मात्र का ग्रहण सही, (इसमें क्या हानि है ? ) । 

अजी अभी कहा गया है कि कर्मधारय तत्पुरुष सर्वभासः मै 'उत्तरपदत्रद्धौ 
सचे च (६।२।१०५) से सबै शब्द अन्तोदात्त हो जायगा । 

यह कोई दोष नहीं । उत्तरपदवृद्धौ इस पद का उत्तरपद की वृद्धि . होने पर 


MRR धा डि नी 
तद्भावित पक्ष का ग्रहण हे और लोप संज्ञा में अदर्शन मात्र का ग्रहण है। सूत्र में 


इद्धि तन्नेणोच्चारित हे ऐसा मानकर, इसकी आवृत्ति स्वीकार कर अथवा एकशेष 


त. चो ~ 
` अङ्गीकार कर तद्भावित आदैच्‌ का ग्रहण होता हे। उस अवस्था में एक वृद्धि शब्द 


संज्ञावान आदैच्‌ का विशेषण रहेगा और दूसरा संज्ञापरक । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तृतीय भाहिक १२३ 


विज्ञायते--उत्तरपद्रुय दृ द्धिरुत्तरपदत्व द्धिरुत्तरपदवृद्धाविति । कथं तहिं। 
“उत्तरपद्रुय”” इत्येव प्रकत्य या व दिस्तद्वत्युत्तरपदे, इत्येचमेत द्विज्ञायते । 
अवश्य चेतदेचं विज्येयम्‌ तद्भावितग्रहणे सत्यपीह प्रसज्येत सर्वः कारकः 
सर्वकारक इति । 

यद्रप्युच्यते-इह तावती भार्या यस्य तावद्भार्यः, यावद्भार्य इति च 
“वृद्धिनिमित्तस्य--” इति पुबद्धावग्रतिषेधः प्राप्नोतीति । नेष दोषः । नेवं 
विज्ञायते-्र॒द्धेनिमित्तं ३द्धिनिमित्तं दृद्धिनिमित्तस्येति । कथं तर्हि । बद्धः 
निमित्तं यस्मिन्सोये ब्रृद्धिनिमित्तंः, ब्रद्धिनिमित्तस्येति । किं च वद्धेनि- 
मित्तम्‌। योऽसी ककारो अकारो णकारो वा । अथवा यः कैत्स्नाया बुद्धेः 
निमित्तम्‌ । कदच ङत्स्नाया वृद्धेनिमित्तम्‌ । यस्त्रयाणामाकारेकारो- 
काराणाम्‌ । 

संज्ञाधिकारः संज्ञासम्प्रत्ययाधेः || 
“अथ संज्ञा” इत्येवं प्रकृत्य वृद्धयादयः शाब्दाः पठितव्याः । कि 


fe 


ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिये, किन्तु उत्तरपदस्य ( ७।३।१० ) इस अधिकार 
सें जो वृद्धि विधान की गई हो तद्यक्त उत्तरपद परे होने पर, ऐसा अर्थ है । और 
अवश्य ऐसा ही अर्थ सानना होगा । कारण कि तद्भावित आ के ग्रहण करने पर 
शी सर्वेकारकः इस तत्पुरुष समास में भी ( जहाँ कारक में क़ के ऋ को अचोज्णिति 


tw) 
` 


से वृद्धि होकर आ हुआ हे ) उक्त सूत्र से सनै शब्द अन्तोदात्त हो जायगा । 
ओर जो यह कहा है कि तावद्भार्यः, यावद्भायेः में ( तद्भावित ग्रहण न 


1 
करने पर ) वृद्धिनिसित्तस्य---इस सूत्र से पुंवद्भाव का प्रतिषेध प्राप्त होता है, 


ने 
सो यह भी कोडे दोष नहों। त्रद्धिनिमित्तस्य इस पद का ब्रृद्धिका निमित्त, उसका 
ऐसा अर्थ नहीं, किन्तु बृद्धि का निमित्त जिसमें है, उसका ऐसा अर्थ है । 

फिर बृद्धि का निमित्त है क्या ? 

जो (इत्संज्ञक) प्रसिद्ध क्‌, ज्ञ, ण । अथवा जो सकल वृद्धि का निमित्त हो । 

सकर बृद्धि का कौन सा निमित्त है ? 

जो तीना अर्थात्‌ आकार, ऐकार, औकार का निमित्त हो । 

(वा०) संज्ञा का अधिकार करना चाहिये संज्ञा के बोध के लिए । अथ संज्ञा 
सब संज्ञा विधान का प्रारम्भ होता है--ऐसा कह कर वृद्धि आदि संज्ञा शब्दा 

१. निमित्त शब्द के उपादान से ही यहाँ व्यधिकरण बहुव्रीहि लिया जाता है, 
अन्यथा वृद्धेस्तद्धितस्य ऐसा ही कहे, दृद्धि का निमित्त होने से तद्धित को वृद्धि कह दिया 
जायगा । ( जस आयु घृतम्‌ में आयु का निमित्त होने से एत को आयु कह दिया है ) 

२. अथवा वृद्धीनां निमित्तम--ऐसा विग्रह समझना चाहिये । व्यधिकरण 
बहुन्रीहि की अपेक्षा तत्पुरुष मानने में लाघव भी है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi: Digitized by eGangotri 


1000 करी न 
ET अल के; 
क 
| 
> «व - 
क्र 4 
° 


१२४ व्याकरणमहाभा्य 


प्रयोजनम्‌ । संज्ञासम्प्रत्ययार्थः । वरृद्धयादीनां शब्दानां संज्ञा इत्येष सस्य्र- 


त्ययो यथा स्यात्‌ । 
उतरथा ह्यसम्प्रत्ययो यथा लोक ॥ 


अक्रियमाणे हि संज्ञाधिकारे वृद्ध्यादीनां संन्ञेत्येष सम्प्रत्ययो न 
स्यात्‌ । इदमिदानीं वहुसूत्रमनर्थक स्यात्‌ । अनर्थकमित्याह । कथम्‌ । 
यथा लोके। लोके ह्यर्थवन्ति चानर्थकानि च वाक्यानि इञ्यन्ते । अर्थचन्ति 
तावत्‌-देवद्त्त गामभ्याज शुक्लां दण्डन, देवदत्त गामभ्याज कृप्णाम्‌ 
इति । अनर्थकानि- दश दाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिनं पलालपिण्डः, 
अधरोरुकमेतत्कुमार्याः स्फयक्ृतस्य पिता प्रतिशीन इति । 


सज्ञासंच्यसन्दहऱ्च | 


क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे संश्ञासंश्षिनोरसन्देहो वक्तव्य: | कुतो 
ह्येतत्‌-त्रद्विशब्दः संज्ञा, आदेचः संज्ञिन इति । न पुनरादेचः संज्ञा, दुद्धि- 
शब्द: संज्ञीति । 


को पढ़ना चाहिये । 
क्या प्रयोजन है ? 


संज्ञाओं के बोध के लिये । वृद्धि आदि शब्दों के विषय मे ये संज्ञा हैं 
ऐसा बोध हो सके, इस लिये । 
(वा०) नहीं तो ऐसा बोध न हो सकेगा जैसे लोक में । 


यदि संज्ञाधिकार न किया जाय तो बृद्धि आदि शब्द संज्ञाएँ हैं ऐसा बोध न 
होगा । ऐसा होने पर बहुत से सूत्र अनर्थक हो जायंगे। यह जो आप अनर्थक कहते 
हैं सो केस ? जेस लोक में । लोक में दोनों प्रकार के वाक्य देखे जाते हैं-_सार्शक 
ओर अनर्थक । पहले सार्थको को लीजिये--देवदत्त गामभ्याज शुक्काँ दण्डन ( देवदत्त 
सफेद गो को डंडे से हांको) देवदत्त गामभ्याज कृप्णाम्‌ (देवदत्त काली गौ को हांको) । 
अनधक जेस--दस दाडिम (दाड), छः अपूप (पूए), कुण्ड, बकरी का चाम, फल- 
शून्य काण्डा का समूह, कुमारी का यह लहंगा, स्फ्यक्ृत्‌ का पिता प्रतिश्याय युक्त है । 


(वा०) संज्ञा और संज्ञो का असंदिग्धरूप से निर्देश होना चाहिये । 


संज्ञा अधिकार के किये जाने पर भी यह संज्ञा है, यह संज्ञी है इसका विस्पष्ट 
रूप स कथन होना चाहिये । क्या कारण हे कि वृद्धि शब्द संज्ञा हो और आदेच संजी 
हो ? आदेच संज्ञा और बृद्धि शब्द संज्ञी क्यों न हो? 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्विक 3२४ 


यस्तावदुच्यते-संन्नाधिकारः कर्तव्यः सं 
Ee दु सञ्ञासम्प्रत्ययार्थं इति, न 
आचारयांचारात्सेझासिद्विः ॥ 
आचार्याचारात्सज्ञांसिद्धिर्भविष्पति । किमिदमाचार्याचारादिः । 
आचार्याणासुपचारात्‌ । 
यथा लोकिकबेदिकेु || 
तद्यथा लाकिकेपु वेदिकेषु च इतान्तेपु। लोके तावत्‌ मातापितरौ 
पुरस्य जातस्य संड़तेऽवकारे नाम कुर्वाते देवदत्तो यज्ञदत्त इति । तयो- 
रुपचारादन्येपि जानन्ति इयमस्य संज्ञेति वेदे याज्ञिकाः संज्ञां कुषन्ति-- 
स्फ्यो यूपर्चपाळ इति। तत्र भवताझुपचारादन्येऽपि जानन्ति इयमस्य 
संशेति । एवमिहापि--इहेव तावत्केचिद्‌ व्याचक्षाणा आहुः वृद्धिशब्दः 
संशा, आदैचः संज्ञिन इति। अपरे पुनः “सिचि वृद्धि: इत्युक्त्वाऽऽकारे- 
कारोकारानुदाहरन्ति । तेन मन्यामहे यया प्रत्याय्यन्ते सा संज्ञा, ये 
प्रतीयन्ते ते संनिन इति । 
यदप्युच्यते क्रियमाणेपि संज्ञाधिकारे संज्ञाखंज्ञिनोरसन्देहो 


यह जो कहा गया है कि संज्ञाधिकार करना चाहिये संज्ञाओं के बोध के 


~ 


लिये । इसके करने की कोई आवश्यकता नहीं । 

( वा ) आचायो के व्यवहार से संज्ञा की सिद्धि हा जायगी । 

आचाय के आचार से संज्ञा-सिद्धि हो जायगी | 

आाचार्याचार से क्या अभिप्राय है ? | 

आचायों ( बृत्तिकारों ) का व्यवहार । 

( चा० ) जैसे लोकिक व वेदिक व्यवहारों में । 

जैस लोकिफ तथा वेदिक ब्यवहारों में ( संज्ञा जानी जाती है )। लोक में 
देखते हैं कि माता-पिता नवजात पुत्र का गुह्य स्थान ( घर के भीतर में देवदत्त, 
यज्ञदत्त इत्यादि नाम धरते हे उन के व्यवहार से दूसरे लोग भी जानते हैं कि यह 
उस बालक की संज्ञा दे । वेद में याज्ञिक ( यज्ञकाण्ड के द्रटा ऋषि ) यज्ञोपकरणों के 
स्फवे, यूपे, चाले इत्यादि नाम धरते हैं । उन पूज्या के व्यवहार से दूसरे भी जानते 
हैं कि यह उस-उस पदार्थ की संज्ञा हे। इस से हम जानते हैं कि जिस शब्द से 
पदार्थों का प्रत्यायन किया जाता है वह संज्ञा है, जो प्रतीत होते हैं बे संज्ञी हैं । 
जो यह कहा गया है कि संज्ञाधिकार करने पर भी संज्ञा और संज्ञी का 





३. खर का वना हुआ सङ्ग सदश यज्ञसाधन । 
२. छील तराश कर बनाया हुआ यज्ञषियपशग्लुबन्धन-का5 । 
३. यूप के अग्र भाग में स्थापित यूप-वल्य-नामक काळ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


वक्तव्य इति । 
संज्ञासंश्यसन्दहरच ॥ 


संज्ञासंज्ञिनोरसन्देहः सिद्धः । कुतः । आधचार्याचाराद्च । उक्त 
आचार्याचारः । 
अनाक्रातः ॥ 
अथवाऽनाङृतिः संज्ञा, आळृतिमन्तः संज्ञिनः । लोकेऽपि द्याङतिमतो 
मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते । 
लिङ्गन वा ॥ 
अथवा किञ्चिल्लिङ्गमासज्य वक्ष्यामि इत्थ॑लिङ्गा संक्षेति | बृद्धि- 
शाब्दे च तल्लिङ्गं करिष्यत, नादेच्छव्दे । 
इद्‌ तावदथुक्तं यदुच्यते-आचार्याचायादिति । किमतरायुक्तम्‌ । 
तमेवोपाळभ्य अगमकं ते सूत्रम्‌ इति, तस्येव पुनः प्रमाणीकरणमित्येतदः 





रूप से निर्देश करना चाहिये । 
: ( वा० ) संज्ञा ओर संज्ञीका असन्देहं (विवेक) सिद्ध ही है । केसे ? 
आचायौ के आचार से । आचाय का आचार क्या चीज हे यह पहले बता चुके हैं । 
( वा० ) अनाङ्गति ( आङ्गतिरहित ) । 
अथवा आक्रति-रहित शब्द संज्ञा हे और आकृति वाले शब्द सङ्गी हें । 
लोक में भी आकृति वाले मांसपिण्ड की देवदत्त? यह संज्ञा की जाती हे । 
( वा० ) अधवा लिङ्ग ( चिह्न ) से । 
अथवा कुछ चिह्न लगा कर कहेंगा इस प्रकार के चिह्न वाला संज्ञा झा 
हे। 'वृद्धि शब्द मे वह कल आदि दोष रूप चिह्न कर दिया जायगा । भाटैय 
शब्द में नहीं किया जायगा । 
आपका यह कहना कि आचाय ( सूत्रकार ) के व्यवहार से ( संज्ञा का पता 
चरू जायगा ) युक्त नहीं । 
इस मैं क्या अयुक्त है ? 
यही कि पहले ( हे सूत्रकार ) तेरा सूत्र ( सम्बन्ध का ज्ञापक न होने से ) 
अग्राधक ( अनर्थक ) हे, इस प्रकार-निन्दावचन कहकर पीछे उसी को ( अर्थात्‌ डसी 


१. ( वार्तिक मे ) असन्देहः-- यह बहुब्रीहि हे,. अविश्रमानः सन्देहोत्र । 


सन्द का निवतक शब्द कहना चाहिये, अर्थात्‌ “परा संज्ञा” ऐसा वचन 
पडना चाहिय । 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्निक १२७ 
युक्तम्‌ । अपरितुष्यन्‌ खल्वपि भवाननेन परिहारेण 'अनाङतिसिङ्गेन वा! 
इत्याह । व 

तच्चापि hat | यद्यप्येतदुच्यते । अथवैतर्हि इत्संज्ञा न वक्तव्या 
लोपइच न वक्तव्य: । सज्ञाछिङ्गमनुवन्धेपु करिष्यते। न च संज्ञाया निवृसि- 
रुच्यते । स्वभावतः संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याय्य स्वयं निवतंते । तेनानुवन्धाना- 
मपि निद्धत्तिर्भेविष्यति । सिध्यत्येचम्‌। अपाणिनीयं तु भवति | 

यथान्यासमेवास्लु। नचु चोक्तम्‌-संज्ञाधिकारः संज्ञासम्प्रत्ययार्थ 
इतरथा ह्यसम्प्रत्ययो यथा लोक इति। न च यथा लोके तथा व्याकरणे । 
प्रमाणभूत आचाया दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकारो प्राङ्सुख उपविश्य महता 
प्रयत्नेन स्टू्राणि प्रणयति स्म । तत्रादाक्यं वणेनाप्यनर्थकेन भवितुम्‌, किं 
पुनरियता सृजेण । किमतो यद्शक्यम्‌ । अतः संश्ञासंज्ञिनावेव । कुतो जु 
खल्वेतत्‌ संज्ञासंज्ञिनावेवेति । न पुनः साध्वनुशासनेऽस्मिञ्शास्त्रे साधुः 
के दृत्तिकारों को ) प्रमाण मानना । और आपने भी इस समाधान ` = दुष्ट होकर 
ही अनाकृतिलिंक्षेन बा—यह दूसरा समाधान कहा है । | 

तो लिङ्ग लगाना होगा। ( इस प्रकार के लिङ्ग वाला शब्द संज्ञा है ऐसा 
कना होगा )। यद्यपि ऐसा वचन करने से ( गोरव होगा तो भी अपेक्षाकृत लाघव 
ही होगा ) कारण कि अब ( अनुवन्था को ) इत्संज्ञा नहीं कहनी पड़ेगी, इत्संज्ञको 
का लोप भो नहीं कइना पड़ेगा | संज्ञा का रिङ्ग ( कछ आदि चिह्न ) अनुबन्धो में 
किया जायगा । संज्ञा की नित्रृत्ति वचनसाध्य नहीं है । संज्ञा का ऐसा स्वभाव है, 
संजी का बोध करा कर स्वयं निरृत्त हो जातो है । इससे अनुबन्धा को भी निवृत्ति हो 
जायगी (इतना लाघव होगा)। हौँ -._ है, पर ऐसा करना अपाणिनीय होगा । 

तो जैसे आचायै ने सूत्र पढ़ा है वैसे ही रहने दो। अगी, अभी आपने कहा 
था--संज्ञाधिकार कहना चाहिये ताकि कौन शब्द संज्ञा दे यह्‌ बोध हो सके, नहीं तो 
सम्बन्ध की प्रतीति न होगो जैसे लोक में । नदी, जैसे लोक में वैसे ही व्याकरण-शास्त्र 
में हो--यह को$ नियम नटी । प्रामाण्य को प्राप्त भगवान्‌ सूत्रकार ने कुशापीड 
से पवित्रपाणि हो, छद्ध-प्रदेल में स्थित हो, पूवे को ओर मुंह कर, आसन पर बैठ, बड़े 
प्रयत्न से इन सूत्रों को रचा है उनमें एक वणे भी अनथैक नदीं हो सकता, इतने वणा 
से घटित समग्र सूत्र की अनशैकता तो दूर रही । 

इस से क्या यदि एक वण भी अनर्थक नहीं? ह 

इस से यही आता है कि वृद्धिशब्द संज्ञा हे और आदेच संज्ञ हे fs 

क्या शब्द्साधुत्व का अनुशासन करनेवाले इस शास्त्र मे इन दो रध और 
आदैच्‌ का साधुत्व तो नहीं बताया जा रहा? 


काट प 
म) ms 002» = rs > ms 


१. प्रमाणभूत आचार्यः प्रामाण्यं प्राप्तः । भू प्राप्ताबात्मनपदा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१२८ व्याकरणमहाभाप्य 


त्वमनेन क्रियते। रृतमनयोः साधुत्वम्‌। कथम्‌। व्ृधिरस्माय विशेषेजोपदि 
प्रकतिपाठे, तस्मात्‌ क्तिन्प्रत्ययः | आदैचोप्यक्षरखमास्नाय उपादेः । 

प्रयोगनियमार्थं तर्हीदं स्यात--बृद्धिशब्दात्पेर आदैचः प्रयोक्तव्या 
इति । नेह प्रयोगनियम आरभ्यते । किन्तर्हि संस्कृत्य संस्कृत्य पदान्य॒- 
त्खुज्यन्ते तेपां यथ्रेष्टमभिसम्वन्धो भवात । तद्यथा--आहर पाञम्‌, 
पात्रमाहरे!त | द sg 

आदिशास्तहीमे स्पः | बृद्धिशाब्दस्यादैच आदेशाः । पष्टीनिदिष्टस्या- 
देशा भवन्ति । न चात्र षष्टी पश्यामः । 

आगमास्त्हमि स्य॒ द्विशब्दस्यादेच आगमाः । आगमा अपि घष्टीनि 
किष्टस्येवोच्यन्ते। लिङ्गेन च। न चात्र पष न खल्वप्यायसाळङ्गं पदयामः । 

इनका साधुत्व पहले ही बताया जाचका हं । धातुपाठ म व्याकरणाध्येता क 
लिये वृध का सामान्यरूपेण उपदेश कर दिया गया हँ, उससे परे क्तिन प्रत्यय विहित 
है, आदैच भी अक्षर-समाम्नाय में उपदिश हैं । 

तो यह सूत्र प्रयोगविषयक नियम करनेवाला हा सकता ह-अ शीतः 
ब्रृद्धिशब्द से परे (नकि पूर्व) आदेच शब्दों का प्रयोग होना चाहिये | इस शास्त्र से 
प्रयोग ( प्रयुज्यमान पदों का क्रमविषयक ) नियम बताने का उपक्रम नहीं किया 
गया हे, किन्तु उन प्रयोगों का साधुत्वान्याख्यान मात्र किया जाता है, पीछे वक्ता 
की इच्छानुसार उनका परस्पर सम्बन्ध होता है, जसे आहर पात्रम्‌ ( पात्र लाओ ) 
ऐसी आनुपूर्वी से भी कदा जाता हे, पात्रमाहर ऐसा भी । 

तो ये आदेश हो सकते हैं । वृद्धिशब्द के स्थान में आदेच आदेश होते हैं । 
पर आदेश बष्टीनिर्दि के स्थान में होते हैं, ओर यहीँ ( इस सूत्र में यष्टी विभक्ति 
दीखती नहीं । 

तो ये आगम हो सकते इं--ग्रृद्धिरब्द को आदैच का आगम हो । पर 
भागम भी षष्ठीनिर्दिट को ही होते हें। ओर आगम लिङ्ग (क, ट्‌ ) से जाने जाते 
हैँ। न तो यहाँ षष्टी दीखती हे और नहीं आगम-रिङ्ग दीखता हे । 

और यहाँ प्रकृत-सूत्र मै यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये दोनों पद 
प्रद ओर आदैच्‌ समानाधिकरण और एकविभक्तिक हें । और ऐसा सम्बन्ध केवल 
दो का होता है । कोन से दो का ? 











१. यहां षष्टी शब्द से षष्टयश्रे का अभिप्राय है। जहां पष्ट विभक्ति के अर्थ 
का निर्देश है वहीं आदेश होते हैं, पष्ठी विभक्ति का निर्देश न होने पर भी यदि षष्टी 
का अथ हं तो आदेश हो जते'हैं। जैसे नाभि नभ च, परस्त्री परञ्जु च यहाँ नाभि को 
नभ और परस्त्री को परशु आदेश होते हैं यद्यपि नाभि, परस्त्री में षष्टी विभक्ति का 
निर्देश नहीं है किन्तु षष्ठी का अर्थ है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तृतीय लाहिक 


८५% 


इदं खल्वपि भूयः सामानाधिकरण्यमेकबितकिकर्त चै हावी न 
दूभवति | कयोः । विशेषणविशेष्ययोर्चा खेनारखनिनाचा । नविसन्च्यान्‌ Ee 
विशेषणविशेष्ये इति । तच्च न। दयो हिं प्रतीतपदार्थकयीळकि विद्मः 
विशेष्यभावो भवति न चादेच्छब्दः प्रतीतपदार्थकः । तस्मात्सघालडिनागव । 
तत्र त्वेतावान्सन्देहः-कः संशी का संशेति । स चापि क सन्देह: । 
यत्रोभे समानाक्षरे । यत्र त्वन्यतरन्ळघु सा क्षा, यदूगुर स संश्ी। गुत 
एतत्‌ । ळघ्वथ हि संशाकरणम्‌ । तत्राप्ययं नावश्यं गुझळघुतामेधोपळक्ष- 
यितुमहेति, किन्तर्हि, अनाकृतितामपि । अनाळतिः संक्षा आछ्रतिमन्तः 
संक्षिनः | लोकेपि ह्याकतिमतो मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते । 
अथवा5ऽवर्तिन्यः संज्ञा भवन्ति | बृद्धिशब्द्रद्चावर्तते, नादेच्छव्यः । 
सद्यथा--इतरत्रापि देवदत्तशब्द आवर्तते, न मांसपिण्डः । 





eT SS 4. लन बक 


७ ~ 


या तो विशेषण विशेष्यका, या संज्ञा ओर संज्ञी का। तो ये दोनी विशेषण- 
विशेष्य हो सकते हें । नहीं । प्रसिद्ध भर्थवाले दो शब्दों का लोक में विशे पण-विशेष्य 
भात होता हे । पर लोळ में आादैच तो अप्रसिद्ध हैं। इसलिए यहां संज्ञासंजशिभाव 
ही साघना चाहिए । 
अब इसमें इतना सन्देह रइता दै-संशी ( संज्ञावाला ) कौन है, संज्ञा कोन 
हे । वह सन्देह भी कहाँ होता है ? जहाँ दोनों उदिइयमान और प्रतिनिर्दिश्यमान 
शब्द सससंख्यक अक्षरों वाळे हॉ । पर जहां दोनों में से एक छध्वक्षर हो, वद संज्ञा 
समझनी चाहिए, जो अधिकाक्षर हो वह संज्ञी। यह क्योँकर ? व्यवहार में लाघव 
के लिए संज्ञा की जाती हे । पर केवल गुरुल्घुता को निर्णायक रूप से स्वीकार करना 
युक्त न होया, अनाङ्कलिता ( आङ्कति-दीनता ) को भी। संज्ञा अनाकृति होती हे, 
संजश्ञी आकृतिसान होते हैं । लोक में भी आक्ृतिवाले मांसपिण्ड की देवदत्त यह संज्ञा 
की जाती हे । 
अथवा जो संज्ञायें होती हैं उनकी विधिसूत्रों में आवृत्ति (पुनः पुन: उच्चारण) 
होती है बृद्धिशब्द की आवृत्ति देखी जाती है, आदैच्‌ शब्द की नहीं । जैसे अन्यत्र 
( लोक ) से भी देवदत्त शब्द की आवृत्ति होती है, मांस पिण्ड की नहीं । 


ककन `. ` ` --.. ¬ ०७७०४५ 
१. देवदत्तः पचति यहां सामानाधिकरण्य है किन्तु एकविभक्तिकत्व नहीं दै । 


गौरव: यहां एक विभक्तिकत्व है, सामानाधिकरण्य नही । द्रद्धिरादैच यहाँ सामानाधि- 
करण्य और एकविभक्तिकत्व दोनों हें । इस लिये दोनों का अलग अलग ग्रहण किया हे । 
कुछ लोग सामानाधिकरण्य शब्द का मानते हैं कुछ अर्थ का। दोनों के तात में कोश 
भेद नही है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१३० ब्याकरणमद्टासाज्य 


अथवा पूर्वोच्चारितः संक्ली, परोद्ञारिता संज्ञा। ङुत एतत्‌ । सतो हि 
कार्विणः कार्येण भवितव्यम्‌। तद्यथा--इतरत्रापि सतो मांखपिण्डस्य 
देवदत्त इति संज्ञा क्रियते । 

कथं वृद्धिरादैज्‌ इति । पतदेकसाचार्यस्य मङ्गलार्थं _ प्रताभ। साङ्ग 
लिक आचायो सहतः शाख्जौघस्य मङ्गलार्थ डद्धिशब्द्मादितः युङ्क्ते । 
मङ्गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि भवन्त्यायुष्मत्पुर प्काणि 
चाध्येतारञ्च वृद्धियक्ता यथा स्युरिति। सर्तजेव हि व्याकरणे पूर्याच्या, 
संशी, परोच्चारिता संज्ञा “अदेङ्‌ शुण' इति यथा। 

दोषवान्खल्वपि संक्षाधिकारः । अष्टमेपि हि संज्ञा क्रियत- 
परमाप्नेडितम्‌ इति । तत्रापीदमनुवत्य स्यात्‌ । 

अथवाऽस्थानेऽये यत्नः क्रियते । नहीदं लोकाद्‌ भियते । यदीः 


अथवा जिसका पूवोच्चारण है वह संशी जानना चाहिए, जिसका पीछे 
उच्चारण है वह संज्ञा । यह क्यौकर ? इसलिए कि बुद्धिद्वारा विषयीकृत अथे को 
पहले शब्द से कह कर उसको संज्ञा आदि कार्य विधान किया जाता हे, जसे अन्यत्र 
( लोक में ), बुद्धिसद्रूप मांसपिण्ड की देवदत्त संज्ञा की जाती दै । 

तो त्रद्धिरादेच्‌ यह सूत्र-न्यास कैस हुआ ? (यहां जो फ्रम का व्युत्क्रम हुआ 
है) वह आचाये ने मङ्गल के लिए किया है, सो यद्द एक दोष मर्षणीय है। सङ्गछा- 
काङ्क्षी आचार्य ने बृदत्‌ सूत्रसमूह के मङ्गल के लिए वृद्धि शब्द को आदि में 
प्रयुक्त किया दै । कारण कि आदि में सङ्गल्युक्त शास्त्र प्रसिद्धि को प्राप्त होते टें, श्रोता 
वाद में वीर ( अपराजित ) तथा ,ल्लिरंजीव होते हें, और अध्येता वृद्धि-युक्त होते हें । 
व्याकरण में सवत्र पदछ उच्चारित संशी होता हे आर पीछे उच्चारित संज्ञा । जैसे 
अदेङ्‌ गुणः इस सूत्र में । 


संज्ञाऽधिकार करना भी दोषयुक्त ही हे । अष्टम अध्याय में भी संझार्ये 
की जाती हैं जैसे तस्य परमाम्रेडितम्‌ (८।१।२)। जहां दो उच्चरित किए जाते हैं उनमें 
से दूसरे को आत्रेडित कहते हैं । वहां भी इस अधिकार की अनुवृत्ति होगी । 


अथवा संशा भावि निर्देर-रूप यत्न का कोई अवसर नहीं । संज्ञा आदि 





१. अशक्त एकाक्‌ प्रत्ययः यह संज्ञा सूत्र न मानकर परिभाषा सूत्र मान लिया 
जाएगा ह प्रकार सत्र व्याकरण में संज्ञा का उच्चारण संज्ञी के बाद किया हुआ सिद्ध 
हो जाता हे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


= >» oe >>> 


वृतीय आह्विक १३१ 


लोकाद्‌ भिद्येत ततो यत्नार्ह स्यात्‌। तद्यथा-अगोज्ञाय कश्चिद्‌ गां 
सक्थनि कर्ण वा ग्रृहीत्वोपदिशति--अयं गौरिति। न चास्मायाचष््रे 
इयमस्य संज्ञति। भवति चास्य सम्प्रत्ययः । 

तत्रेतत्स्यातू--छृतस्तत्र पूर्वेरभिसम्वन्ध इति । इहापि ङतः पूर्वेरभि- 
सस्वन्धः । कैः। आचार्येः! तत्रैतत्स्यात्‌-यस्मे तर्हि सम्मत्युपदिशति 
तस्याकृत इति । लोकेऽपि हि यस्मै सम्परत्युपदिशति तस्याकृतः । अथ तत्र 
कृतः, इद्दापि ङतो द्रष्टव्यः ॥ 


सतो बृद्धयादिषु संज्ञाभावात्तदाश्रय इतरेतराश्रयलादम्रसिद्विः ॥ 


स्तः संज्ञिनः संज्ञाभावात्‌। तदाश्रये संज्ञाश्रये संज्ञिनि दृद्धयादि- 
ष्वितरेतराक्रयत्वाद्प्रसिद्धिः। का इतरेतराश्रयता । सतामादैचां संशया 





निर्देश न होना कोई लोक से न्यारी बात नदी दे । यदि शास्त्र में लोक से न्यारी बात 
हो तो अइर्य इसके लिए वचन-रूप यत्न करना होगा । जैसे कोई गो को पद्चानता 
नहीं, उसे दसरा कोई गो को ऊरुभाग अथवा कान से पकड़ कर बताता हे--यद 
गो (बेळ ) है, ओर यइ नदी कता कि यद इसकी संज्ञा (नाम) हे । तिसपर भी 
उसे ययेएट बोध हो जाता हे । 

बह तो यइ हो सकता है कि वृढी ने अपने व्यवहार से गो शब्द का उस 
पदाव के साथ (वाच्य वाचक) सम्बन्ध किया हुआ है । यहाँ भो पूर्वे लोगो ने सम्बन्ध 
किया हुआ हे । किन्शेने ? आचायों ने। उसमे भी ऐसा हो सकता हे कि जिसके 
लिए अब उपदेश हो रहा है उसके लिए तो यद्द सम्बन्ध असिड हे । (पर यह भी लोक 
के न्यारी बात नदीं ) लोक में भी जिसे गवादि शब्दार्थ सम्बन्ध अभी बताया जा 
रहा है उसके लिए तो असिद्ध ही है। (यदि अनुमान आदि द्वारा) लोक में सिद्ध 
साना जाता है, तो शास्त्र से भी सिद्ध मानने में कोई अडचन नहीं । 


( वा० ) निमन्‍न का वृद्धयादि संज्ञा के साथ सम्बन्ध होने से तथा संजी का 
सज्ञाऽऽश्रित होने से अन्योन्याश्रय होने से वाक्यार्थ की सिद्धि न होगी । 


संज्ञी के विद्यमान होने पर संज्ञा होने से। तदाश्रय अर्थात्‌ संज्ञाऽऽश्रय संज्ञी 
होने पर युद्धयादि पद्‌ मे अन्योन्याश्रय होने से वाक्याथ न बन सकेगा । 


यहाँ कोन सा अन्योन्याश्रय है ? रट 
आादैच्‌ पहले सिद्ध हो तो उनको बृद्धिसंशा हो, और संज्ञा से भादेच की 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





. जाता है। 


भा ` ब्याकरणमहाभाप्य 


भवितव्यम्‌, संज्ञयां चादैचो भाव्यन्ते । तदेतद्‌ इतरेतराश्चयं भवति | 
हतस 
इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते । तद्यथा- नौर्नाखि बद्धा नेतरत्रा- 
णाय भवति । 

ननु च भो इतरेतराथयाण्यपि कार्याणि इच्यन्ते । तच्यथा--नौः 
शकटं वहति, शकटं च नावं बहति । अन्यदणि तत्र किञ्चिद्‌ भवति जलं 

८६ जर हा ~ 

स्थळं वा । स्थले शकटं नावं वहति । जले नोः शकट वहाते । 

यथा तर्हि त्रिविष्टव्धक्रम्‌। तत्राप्यन्ततः सजक अवाति । इदं पुनरि- 
तरेतराश्रयमेव । 


सिद्धं तु नित्यराब्दत्वात्‌ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । नित्यदाब्दत्वात्‌ । नित्याः शाब्दाः, नित्येघु 
शब्देषु सतामादैचां संज्ञा क्रियते, न च संश्चयाऽऽदेचो भाव्यन्ते 


~_——- >> 


उत्पत्ति होती है, अन्योन्याश्रय है । भन्योन्याश्रितकार्य' नहीं सिद्ध होते । जैसे एक 


(कणधार रहित) नोका ऐसी ही दूसरी नोका से बांधी हुई एक दूसरे की रक्षा करने 


` में असमर्थ होती है । 


अजी अन्योन्याश्रित कार्य भी सिद्ध होते हुए देखे जाते हैं, जैस नौका छकड़े 
को देशान्तर में ले जाती है ओर छकड़ा नोका को । ( यह दृष्टान्त ठीक नहीं ) कछ 
ने ७ च्य केके 
ओर भी वहां विशेष होता है जल अथवा स्थल । स्थर में छकड़ा नोका को ले जाता 


` हैं, जल में नौका छकडे को (सो यहां अन्योन्याश्रय नदी) । 


अच्छा तो त्रिविष्ख्धकःदृष्टान्त सही । यहाँ भी भीतर कीलकाढि कारणान्सर 
सिद्धि का प्रयोजक है । प्रकृत मै तो अन्योन्याश्रय दोष अपरिहायै ही ठहरा । 


( वा० ) शब्द की नित्यता के कारण अन्योन्याश्रय दोष न होगा । 
. इस दोष का परिहार हो जाता है । 

केसे ? 

शब्द नित्य हैं, इस हेतु से । 


शब्द नित्य हैं, शब्दो के नित्य होते हुए ( पहले से ) विद्यमान भा, ऐ, औ 
की ( बृद्धि ) संज्ञा की जाती है न कि संज्ञा द्वारा ( अपू ) आ, ऐ, औ को घनाया 





1. सेशा द्वारा दृद्धिविधायक खुजे वृद्धि: इत्यादि शास्त्र में । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


2 0 ‘WEI! हिती, ~ 55111 (क... LEE ESE ती ही | 





तृतीय भाहिक १३३ 
यदि तहि नित्याः शत्दाः, किमर्थे शास्त्रम्‌ । 


किमर्थं शास्त्रमिति चेन्निवर्तकत्वात्सिद्वम्‌ ॥ 
निवर्तकं शास्त्रम्‌ । कथम्‌। स्रजिरस्मायविशेषेणोपदिष्टः। तस्य 
सर्वत्र खजिवुद्धिः प्रसक्ता । तत्रानेन नित्रत्तिः क्रियते मजेरक्डित्स 
प्रत्ययेषु सूजिग्रसङ्गे मार्जिः साधुर्भवतीति । 
तृद्धिगुणसंज्ञयोः प्रत्येकं वचनम ॥ 
द्विगुणसंज्ञयोः प्रत्येकं ग्रहणं कर्तव्यम्‌ । प्रत्येकं वृद्धिगुणसंशे भवत 
इति वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । ससुदाये मा भूतामिति । 
अन्यत्र सहवचनात्समुदाये संज्ञाऽप्रसङ्गः ॥ 
अस्य सहवचनात्ससुदाये ब्रृद्धिगुणसंश्चयोरप्रसङ्गः । प्रत्रेच्छति 





यद्रि शब्द नित्य हैं, तो शास्त्र किस काम का रहा? 
( चा० ) यदि पूछा शास्त्र किस काम का रहा, शास्त्र निततेक होने से 
सफल हे । 
शास्त्र निवर्तक है । कैसे ? अध्येता के लिए रज धातु का सामान्यरूप से 
उपदेश कर दिया गया है । उसकी सत्र सूज्ञ रूप ही साधु हे ऐसी बुद्धि हाने लगी । 
सत्र शास्त्र इस प्रकार इसकी निवृत्ति करता हे--कित्‌ डिव्त-भिन्न प्रत्ययो के परे 
'इते मज के प्रसङ्ग (अवसर) में माजि रूप साधु होता है । 
( वा० ) व॒द्धिगुण संज्ञा करते समय प्रत्येक शब्द का उच्चारण करना 
चाहिए । - 
थात्‌ यह कहना चाहिए कि वृद्धि ओर गुणसंज्ञा आदैच (भा, ऐ, ओ ) 
और अदेङ्‌ (अ, ए, ओ ) में के प्रत्येक की होती है । 
इसका क्या प्रयोजन हे? | 
समुदाय ( आदच अदङ ) की मत हा । 
( बा० ) जहां सह शब्द उच्चारित नहीं होता वहाँ समुदाय की संज्ञा का 
प्रसङ्ग ही नहीं । 
जहां आचार्य समुदाय को कार्य करना चाहते हैं वहां सह शब्द का उच्चारण 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


शै. ९ बनी 


v= २ 


DENI SOON त म TTT TTT 


| 1 १ 8 
bs 
|. पति + कक 
१ हु es > nh gee tn 7 १, 
hs " a 
CTV hh fF" 
Bre” ~°} Vans. 
1८ 
» 





१३४ व्याकरणमद्दा भाष्य 


सहभूतानां कार्य करोति तत्र सहग्रहणम्‌। तद्यथा सह सुपा” “उभे 
अभ्यस्तं सह” इति । 
प्रत्यवयवं च वाक्यपरिसमाप्तेः । 

प्रत्यवयवं च वाक्र्यपरिसमापिर्दश्यते । तद्यथा देवदत्तयज्ञदत्तविष्णु- 
मित्रा भोज्यन्तामिति। न चोच्यते प्रत्येकमिति। प्रत्येकं च भाजिः परि- 
समाप्यते । [ 

 नजु चायमप्यास्ति दृष्टान्तः-ससुदाये वाक्यपरिसमाप्तिरिति । 
तद्यथा गर्गाः शातं दण्डयन्तामिति। अर्थिनरच राजानो हिरण्येन भवन्ति, 
न च प्रत्येकं दण्डयन्ति। सत्येतस्मिन्दष्टाम्ते यदि तत्र खहश्रहणं क्रियत, 
इहापि प्रत्येकमिति वक्तत्यम्‌। अथ तत्रान्तरेण सहग्रहणं सहभूतानां 
कार्य भवति, इहापि नार्थः प्रत्येकमिति वचनेन ॥ 

अथ किमर्थमाकारस्तपरः क्रियते । 


आकारस्य तपरकरणं सत्रणोथम्‌ ॥ 
आकारस्य तपरकरणं क्रियत। कि प्रयोजनम्‌ । सवणीर्थम्‌ । तपरस्त- 





करते हैं जैसे सह सुपा ( २।१।४.) उभेअभ्यस्तं ( ६।१।५ ) सह इत्यादि में । 

( वा० ) प्रत्येक में भी वाक्यार्थ की परिसंमाप्ति देखी जाती है इस लिए भी 
प्रत्येक की संज्ञा होगो। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्र को भोजन खिलाओ । यह 
नहीं कहा जाता कि इनमें से प्रत्येक को, पर प्रत्येक में भोजन क्रिया पर्यवसित 
( पूणेरूप से समाप्त ) होती है । 

अजी यह भी तो दृष्टान्त है--समुदाय में वाक्यार्थ की समाप्ति होती है । 
जैसे गर्ग लोगों से सौ दण्ड (जुर्माना) लिया जाए। राजाओं को धन की अपेक्षा 
होती है पर वे प्रत्येक से दण्ड नहीं लेते । इस दृष्टान्त के होते हुए भी यदि वहां 
( गर्गदण्डन में ) सह अहण किया जाता हो तो यहाँ प्रकृत सं भी प्रत्येकम्‌ यह कहना 
चाहिए । पर यदि वहां विना सहग्रहण समुदाय को कार्य होता है, तो यदद भी 
प्रत्येकम्‌ इस वचन का कुछ प्रयोजन नहीं । 


अब यह्‌ विचार उपस्थित होता हे कि सूत्र में आकार तपर क्यों किया 
गया है । 


( वा० ) आकार का तपर करना सवणे ग्रहण के लिए है । आकार तपर 
किया गया है । इसका क्या प्रयोजन है ? सवर्ण ग्रहण के लिए । तपरस्तत्कालस्य 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


ssi OTS MWY क तह 


तृतीय भाह्विक १३५ 


इति तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्‌। केषाम्‌। उदात्तानुदात्त- 
स्वरितानाम । कि च कारणं न स्यात्‌ । 


भेदकलात्स्वरस्य ॥ 


भेदका उदात्तादयः । कथं पुनर्शायते भेदका उदात्ताद्य इति। पर्व 
दृद्यते लोके य उदात्ते कतंव्ये5नुदात्त करोति खाण्डकोपाध्यायस्तस्मे 
चपेटां ददाति अन्यत्त्वं करोषीति । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किन्तर्हि । इति-- 


भेदकत्वाद्गुणस्य ॥ 
भदकत्वाद्‌गुणस्येति वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌। आनुनासिक्यं नाम 
गुणः, तद्धिन्नस्थापि अहर्ण यथा स्यात्‌। कि च कारणं न स्यात्‌। भेदकत्वाद्‌ 
गुणस्य। भेदका गुण; । कथं पुनन्ञायते भेदका गुणा इति। एवं हि इश्यते 


SR SN एला पाए पी रिहा हि शिणणापीणी 


इस शास्त्र से अपने समान कालवाले दूसेर सवणे आकारों का भी ग्रहण दो सके, 
इस लिए । किन का ? 

उदात्त अनुदात्त स्वरित ( आकारों ) का। 

क्या कारण है कि ( तपर किए बिना) इनका ग्रहण न होगा ! 

( घा० ) उदात्त आदि स्तरों के भेदक होने से ॥ 

उदात्त आदि भेदक हँ । 

यह कैसे जाना कि उदात आदि भेदक द्दोते हैं ! 

ऐसा लोक में देखा जाता है जो शिष्य उदात्त उच्चारण करने के स्थान में 
अनुदात्त उच्चारण करता हे खण्डिक्रोपाध्याय उसके मुंड पर चपत देता है यह कहते 
हुए कि तू कुछ और का उच्चारण कर रहा है । 

तो यह तपरत्व का प्रयोजन ठद्दरा न? तो क्या कहना है! यद कि-- 

( वा० ) गुणों के भेदक होने से ॥ | 

गुण के भक होने से यइ कइना चादिए । 

आनुनासिक्य गुण दै, तद्‌गुणतिरिष्ट का ग्रहण दो जाए इस लिए । क्या कारण 
हे व आनुनासिक्य गुण ( घम ) वाळे भादैच्‌ ( आ ऐ भौर भौ ) का महण नहीं 

ता? 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





१४६ ब्याकरणसद्दाभाष्य 


लोके-पकोऽयमात्मौ उदकं नाम, तस्य गुणभेदादन्यत्त्वे भवति-अन्यदिद॑ 
शीतम्‌ , अन्यदिदसुष्णमिति । 

नन भो अभेदका अपि गुणा दइश्यन्त । तद्यथा देवदत्तो झुण्ड्यपि 
जट्यपि शिख्यपि स्वामाख्यां न जहाति, तथा बालो युवा बुडो चत्सो 
दस्यो बलीवर्द इति । 


उभयमिदं गुणेषूक्तम्‌- भेदका अभेदका इति । किं पुनरत्र न्याय्यम्‌ । 


` अभेदका गुणा इत्येव न्याय्यम्‌। कुत पतत्‌। यदयम्‌ 'अस्थिद्धिसक्षथ्य- 


ध्णामनडुदात्तः” इत्य॒दात्तग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यी५भदका गुणा 
इति । यदि हि भेदका गुणाः स्युः, उदात्तमेवोच्चार्‍येत्‌ । 








rrr rrr 


गुणो के भदक होने से गुण भेदक हैं । 
केसे जानते ददो कि गुण भेदक होते हें ? 


ऐसा ही लोक में देखते हॅ । सभी जल एक अभिन्नद्रव्य है । उसका गुणभेद 
से भेद हो जाता है, यह शीत जळ और है ओर यह उप्ण जल और । 


अजी गुण अभेदक भी देखे जाते है, जैसे देवदत्त चाहे मण्डित सिर वाला 
दी, चाहे जटा वाला ओर चादे शिखा वाळा, अपने ( देवदत्त इस ) नाम को नहीं 
छोड़ता इसी प्रकार वही देवदत्त बाल्य यौवन और वृद्धत्व को प्राप्त हुआ भी देवदत्त 
ही रहता है। तथा एक ही गो-पिण्ड अवस्थाभेद से वत्स, दम्य और बलीवर्दे 
कहलाता है । 

गुणा के विषय में दोनों बाते देखी जाती हँ---गुण भेदक भी हें और अभेदक 
मी । शास्त्र में कौन सा पक्ष न्याय्य ( युक्त ) हे । गुण अभेदक हैं यही न्याय्य है । 

यद्द केसे जानें ? 


जो आचाये अस्थिदधिसक्थ्यदणामनङ्उदात्तः इस सूत्र में अनङ को उदात्त 
बतलाते इं इससे ज्ञापित करते हूं कि गुण अभेदक होतै हैं । गुणा के अभेदक होने 
से उच्चारित किए गए उदात्त अनङ की तरह अनुच्चारित अनदात्त का भी ग्रहण 
होता । यदि गुण भेदक हों तो डदात्तगुणयुक्त अनङ्‌ का उच्चारण कर दे ( जिससे 


तदूगुणविरिप्ट का ही ग्रहण होगा दूसरे का नहीं ) । 





१. आत्मन्‌ शब्द यहां द्रव्यवाची हे । 
२. आम्नाय शब्दों में स्वर नियत है, अतः वद में गुण भेदक ही हैं । 
लोक में दोनों तरह से व्यवहार है । एक ही गोपिण्ड का वत्स आदि अवस्था 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


a - थक कक शी शी 000 शिण शण 0 लि री ण शश थि. तन जा तन आओ -नऊ5 


तृतीय भाह्विक १३७ 
दु | 
यदि तहोभेद्का गुणा अनुदात्तादेरन्तोदात्ताच्च यदुच्यते तत्स्वरि- 
तादेः स्वरितान्ताच्च प्राप्नोति । नेष दोषः। आश्रीयमाणो गुणो भेदको 
भवति । तयथा-शुक्लमालभेत, कृष्णमाळभेत । तत्र यः शक्ल आलब्धन्ये 
~ नः ७ पिलो 
क्रष्णममालभते, न हि तेन यथोक्तं कृतं भवति | 


असन्देहार्थस्तर्हि तकारः । पेजित्युच्यमाने सन्देहः स्यात्‌ किमिमाचे- 
चावेव, आहोस्विदाकारोप्यत्र निर्दिश्यत इति। सन्देहमात्रमेतद्भवति। 


० सन्देह ०" "याज 1 ~ ~ ० च 
सर्वसन्देहेषु चेद्खुपतिप्ठत--व्य[(ख्य[नतो विशेषप्रतिपत्तिन हि सन्देहाद- 
लक्षणम्‌ इति। त्रयाणां अहणमिति व्याख्यास्यामैः । अन्यत्राप्येव>जातीयकेपु 





अच्छा यदि गुण अभेदक हैं तो जो कार्य अनुदात्तादि अथवा अन्तोदात्त को 
विधान किया जाता है वह स्वरितादि अथवा स्वरितान्त को भी होने लगेगा । यह 
कोई दोष नहीं । स्व-वाचक शब्द द्वारा निर्दिष्ट गुण भेदक ही होता है। जैसे शुक्ल 
का आलस्भन (यागार्थ वध ) करे, कृप्ण का आलम्भन करे। ऐसी चोदना होते 
हुए जो शुक्ल के स्थान में क्ण का आलम्भन करता है, वह शास्त्रोक्त अनुष्ठान 
नहीं करता । 


अच्छा तो प्रकृत में तपर नहीं किया हे, असन्देह के लिए तकार का उच्चारण 
किया हे ऐसा समझना चाहिण । यदि त्‌ न पढा जाय, केवल ऐच्‌ ही पढ़ा जाय 
तो सन्देह होगा कि यहां ऐच मात्र का निर्देश है अथवा आकार भी प्रडिलिष्ट है । -यह 
केवल सन्देह है ( कोई दोष नहीं ), और जहां भी सन्देह हो वहाँ यह परिभाषा 
उपस्थित होती हे --व्याख्यान से विशेष बोध होता हे, सन्देह हाने से ही लक्षण 
अलक्षण नहीं हो जाता । तीनों का ग्रहण इष्ट है ऐसा विवरण कर देंगे । अन्यत्र भी 


भेद से व्यवहार है, और यह वही गोपिण्ड हे ऐसी पहचान होने से अभेद्‌ से भी । 
अत्र=शास्त्रे । 

१. गुण-रहित का उच्चारण तो होगा नहीं, उच्चारण अवश्य ही उदात्त 
अथवा स्वरित सहित ही होगा । यदि गुण अभेदक होते हैं यह पक्ष है तो किसी. एक 
स्वर से उच्चारण किया हुआ अकारादि स्वरान्तर-युक्त अकारादि का भी बोधक हो 
सकता है जब तक कि वह उच्चारितस्वर विवक्षित है यह बताने के लिए उसके साथ 
तद्वाचक उदात्त आदि शब्द का उच्चारण न हो। यदि गुण भेदक होते हैँ यह पक्ष 
है तो किसी एक स्वर से उच्चारण करना ही अन्य-स्वर-युक्त अकारादि की निशृत्ति के 
लिए पर्याप्त होगा । 

२. प्रस्थे9व्रदमकरक्यांदीनाम्‌ (३।२।८ ७) इस सूत्र से इन्द्रप्रस्थः की तरह मालाग्रस्थः 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


._  अधम्म्म्न्न्न्न्म्न्न््न कई ईिं 


१३८ व्याकरणमहा भाष्य 


सन्देहेषु न कंचिद्‌ यत्नं करोति । तद्यथा--औतोस्शलोः” इति । 


इदं तर्हि प्रयोजनम्‌- अन्तर्यतख्रिमा अचतुर्मात्राणां स्थानिनां 
त्रिमात्रचतुर्मात्रा आदेशा मा भूवज्निति। खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्र*, खट्वा 
उदकम्‌ खटवोदकम्‌, खट्वा ईषा खट्वेषा, खट्चा ऊढा खद्चोढा, खट्‌बा 
पुळका खट्यैलका, खट्वा ओदनः खद्वीदनः, खट्बा पातिकायनः 

~ टवैतिक नौ ४४ ~ 

खट्वैतिकायनः, खट्वा ऑपगवः खस्चीपगच इात । 

आथ क्रियमाणेपि तकारे कस्सादेच न्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां 
त्रिमात्रचतुर्मात्रा आदेशा न भवन्ति। तपरस्तत्कालस्य इति नियमात्‌ । 
ननु तः परो यस्मात्सोऽयं तपरः। नेत्याह। तादपि परस्तपरः। यदि 





इस प्रकार के सन्देहो मै कोई वचन-रूप यत्न नहीं. किया जाता, जैसे औतोम्दासोः 
इस सूत्र मै व्याख्यान से अवगत होता हे कि आकार और ओकार-दोनां का 
निर्देश है । 


` तो तपर करण का यह प्रयोजन है--आन्तरतस्य से त्रिमात्र चतुर्मात्र स्थानियां 
को त्रिमात्र चतु्मात्र आदेश न होने लग जाये। खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्रः ( यहां ए 
त्रिमात्र न हो ), खट्वा उदकं खट्वोदकम्‌, खट्वा ईषा खट्वेषा ( यहां ए चतुर्मान्न- 
न हो), खटूवा ऊडा खट्वोडा, खट्वा एलका खट्वैलका ( यहां ए चतुर्मात्र न हो) 
खटूवा ओदनः खट्वौदनः, खट्वा ऐतिक्रायनः, खट्वैतिकायनः, खट्वा औपगबः 
खट्बौपगवः । । 
प्रश्‍न यह है कि तकार उच्चारण करने पर भी किस कारण त्रिमात्र 
चतुर्मात्र स्थानियाँ को त्रिमात्र चतुर्मात्र आदेश नहीं होते? तपरस्तत्कालस्य इस 
नियम से पर त्‌ जिससे परे हो वह तपर होता है (ऐच सें तो त्‌ पूर्वोच्चारित है) । 
नहीं, त्‌ से जो परे हो वह भी तपर होता है। यदि त्‌ से परे भी तपर होता 
में भी पूवपद आदुद्दात्त विधान किया है । वह आकार की बृद्धि संज्ञा को सिद्ध करता है । 
माला के आकार की श्रद्धि संज्ञा हं कर. माला यह शब्द समुदाय बृद्धिर्यस्थाचामादिस 
तद्‌ बद्धम्‌ स ब्रद्धसंज्ञक हो जाता है। अग्रद्ध न रहने से प्रस्थेञवुद्धम्‌ से पूवेपद आद्युदात्त 
प्राप्त नहीं था उसके विधान के लिए माछादीनां च (६।२।८८ ) यह चरितार्थ हो जाता है। 
अन्यथा माळा शब्द वृद्ध सज्ञक न हो कर अत्रृद्ध ही रहता तो प्रस्थेश्वृद्धम्‌ से ही उसमें 
स्वर सिद्ध था । यही व्याख्यान हे । ओतोऽम्शसोः में भी इसी प्रकार व्याख्यान से आ 
ओतः यह छेद समझा जाता है। 





CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्विक १३९ 


तादपि परस्तपरः, ` ऋदोरप्‌” इतीहैव स्यात्‌--यवः स्तवः, लवः पव 
इत्यत्र न स्यात्‌ । नेप तकारः। कस्तर्हि । दकारः । कि दकारे प्रयोजनम्‌ । 
अथ किं तकरे। यद्यसन्देहार्थस्तकारः, दकारोपि। अथ भुखसुखार्थस्तकारः 
दकारोपि । वृद्धिरादैच्‌ ॥ | 


इका गुणबृद्धी ॥ १।१।३॥ 
इज्ञ्रहणं किमर्थम्‌ । 
इग्प्रहणमात्सन्ध्यक्षरव्यञ्जननि वृत्त्यर्थम्‌ || 


इग्ग्रहणं क्रियते । किं प्रयोजनम्‌ । आकारनिवृत्त्यर्थ सन्ध्यक्षरनि- 
वृत्त्यथ व्यः्जननिवृत्त्यथ च । | 

आकारनिवृत्त्पथ तावत्‌ू--याता वाता । आकारस्य गुणः प्राप्रोति । 
इग्य्रहणान्न भवाति । सन्ध्यक्षरनिवृ त्यर्थम्‌--ग्लायति म्लायति। सन्ध्यक्षर- 





है तो ऋदोरप्‌ ( ३।३।५७ ) इस सूत्र से यवः स्तवः यहां ही अप्‌ प्रत्यय हो सकेगा, 
लवः पवः यहां नहीं । पर इस सूत्र में तकार नहीं है । तो क्या हे ? दकार । दकारो- 
च्चारण का क्या प्रयोजन हे ? हम आप से पूछते हैं तकार उच्चारण का क्या प्रयोजन 
हे । यदि संदेहाभाव के लिए तकार हे, तो दकार भी इसीलिए हो सकता हे । और. 
यदि उच्चारण सोकय के लिए तकार है, तो दकार भी इसीलिए हो सकता हे । यहाँ 
रृद्धिरादेच सूत्र की व्याख्या समाप्त हुई ॥ 

इको गुणदृद्धी ॥ 

इस सूत्र में इक्‌ का ग्रहण किस लिए किया है? 

(वा०) इक्‌ का ग्रहण, आकार सन्ध्यक्षर और व्यज्जन को निवृत्ति के लिये 
(किया गया है) ॥ 

इक्‌ का ग्रहण किया है । प्रयोजन क्या हे ? 

आकार-निवृत्ति के लिये, सन्ध्यक्षर की निवृत्ति के लिये तथा व्यञ्जन की 
निवृत्ति के लिये । 

आकार की निवृत्ति के लिये इक्‌ ग्रहण अथेवान्‌ है--याता वाता। यद आकार 
को गुण प्राक्त होता हे । इक्‌ ग्रहण से रुक जाता ह । सन्व्यक्षरं को नित्रृत्ति के लिये 
इक्‌ ग्रहण चाहिये ग्लायति म्लायति । यहाँ सन्ध्यक्षर को गुण प्राप्त होता है, इक्‌ ग्रहण 





यका ल्या 
१. यु स्तु (अदादि) हस्व उकारान्त हैं लू पू ( कथादि )-दीध उकारान्त हैं । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





१४० व्याकरणमहाभाष्य 


स्य गणः प्राप्नोति । इ्ग्रहणान्न भवति। व्यञ्जननिद्त्यथम्‌-उस्मिता 


उम्भितुम्‌ । उम्मितब्यम्‌। व्यञ्जनस्य गुणः प्राप्नोति । इग््रहणान्न भवति । 


आकारनिवृत्त्य्थन तावन्नार्थः । आचार्यप्रवु त्तिज्ञापयति-नाकारस्य 
गुणो भवतीति | यदयम्‌ “आतोऽनुपसर्गे कः? इति ककारमञुवम्धं करोति। 
कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । कित्करण पतत्प्रयोजनम्‌-कितीत्याकारलोपो यथा 
स्यात्‌ । यदि चाकारस्य गुणः स्यात्‌ कित्करणमनर्थकं स्यात्‌। गुणे कृते 
द्वयोरकारयोः पररूपेण सिद्धं रूपं गोदः कस्वलद्‌ इति । पद्यति त्वाचार्यों 
नाकारस्य गुणो भवतीति, ततः .ककारमजुवन्थं करोति । 


सन्ध्यक्षरनिव्वत्त्यथैनापि नार्थः । उपदेशसामर्थ्यात्‌ सन्ध्यक्षरस्य 
गुणो न भवति । 


व्यञ्जननिद्वत्त्यर्थेनापि नार्थः | आचार्यप्रवृत्तिक्षापयति न व्यञ्जनस्य 
गुणो भवतीति । यदयं जनेर्ड शास्ति। कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌। डित्करण 


से रुक जाता है । व्यञ्जन की निवृत्ति के लिये भी इक्‌ ग्रहण चाहिये उस्भिता 
उम्भितुम्‌ । यहाँ व्यञ्जन (भ) के स्थान मे (ओष्ट होने स) (ओ) गुण प्राप्त होता 
हे, इक्‌ ग्रहण से रुक जाता है । | 


आकार निवृत्ति के लिये. इक्‌ ग्रहण का कुछ प्रयोजन नहीं। आचार्यका 
व्यवहार बताता हे कि आकार को गुण नहीं होता । आचाय का आतोऽनुपसगें कः 
इस सूत्र में ककार अनुबन्ध छगाना इसमे ज्ञापक हे । यह ज्ञापक केस होता हे? 
कित्‌ करने का यही प्रयोजन है कित प्रत्यय को निमित्त बनाकर ( आतो लोप इटि च 
(६।४।६४) इस सूत्र से धातु के आकार का लोप हो जाय । (पर) यदि आकार को 
गुण (अ) होता हो तो कित्‌ करना व्यर्थ हो जाय । गुण होने पर ( गुण-रूप ) अ 
और ( प्रत्यय-रूप ) अ के ( अतो गुण ६।१।५७ ) इस सूत्र से पररूप होने से 
गोदः कम्बलदः-ये रूप सिद्ध हो जायंगे। आचार्यं जानते हें कि आ को गुण नहीं 
होता, भतः इष्ट-रूप सिद्धि के लिये ककार अनुबन्ध लगाते हैं । 

सन्ध्यक्षर की निवृत्ति के लिये भी इक्‌ ग्रहण का कुछ प्रयोजन नहीं । आचार्य 
ने ( ऐ ओ ) समन्ध्यक्षरों को वर्णसमाम्नाय में पढ़ा है, वह पढ़ना ( उपदेश ) व्यथै 
हो जायगा यदि ऐ औ के स्थान में गुण ( ए, ओं ) हो जाय । 

व्यञ्जन निवृत्ति के लिये भी इकू ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । आचार्य 


का व्यवहार बताता है कि व्यब्जन को गुण नहीं होता। आचाय का जन्‌ धातु से उ 
प्रत्यय करना इस में ज्ञापक है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


ee ---->:>>>-> 
ee 


तृतीय आह्विक १४१ 


एतत्प्रयोजनम्‌-डितीति टिलोपो यथा स्यात्‌ । यदि व्यञ्जनस्य गणः 

स्याद्‌ डित्करणमनथर्क स्यात्‌ । गुणे इते त्रयाणामकाराणां पररूपेण सिद्ध 

रूपं स्यादुपसरजो मन्दुरज इति । पझ्यति त्वाचार्यो न व्यञ्जनस्य गणो 

भवतीति । ततो जनेडे शास्ति। = 

नेतानि सन्ति ज्ञापकानि | यत्तावदुच्यते कित्करणं ज्ञापकं नाकारस्य गणो 

भवतीति । उत्तरार्थमेतत्स्यात्‌- “तुन्दशोकयोः परिस्जापनुदोः” इति। 
यत्तर्हि “गापोष्टक्‌”? इत्यनन्यार्थे ककारमनुबन्धं करोति । 


यद्प्युच्यते-उपदेशसामर्थ्यात्सन्ध्यक्षरस्य गुणो न भवतीति। 

यदि यद्यत्सन्ध्यक्षरस्य प्राप्नोति तत्तदुपद्‌श-सामर्थ्यादू वाध्यते, आया- 
[७७ ~ 04 ७ प्रत्यपदेशो 

दयोपि तहि न प्राप्नुवन्ति। नेष दोषः। ये विधि प्रत्युपदेशोऽनर्थकः, 

विधिर्व © १ ~ र्नि ~ पो ७७१ ७ र 

स विधिर्वाध्यते । यस्य तु विधेर्निमित्तमेव, नासो वाध्यते। गुण च 





= = = नान oe - 13.2... --- -. ~ 


डित. करन का यही प्रयोजन है कि डित्‌ प्रत्यय को निमित्त मानकर रि-लोप 
हो जाय । ( पर ) यदि व्यञ्जन को गुण होता हो तो डित्‌ करना व्यथे हो जाय। 
( कारण कि ) गुण होने पर तीन अकारों ( जकारोत्तरव्सी अकार, न्‌ को गुण 
करन से प्रा अ तथा प्रत्यय का अ) का पर-रूप होने से उपसरजः, मन्दुरजः 
ये रूप सिद्ध हो जायंगे। आचाय जानते हैं कि व्यञ्जन को गुण नहीं होता, अतः 
जन्‌ धातु से ड प्रत्यय का विधान करते हें । ( ओर इस तरह इष्ट रूप की सिद्धि 
करते हैं ) । 

ये ज्ञापक नहीं टें। यह जो कहा गया हे कि आतोऽनुपसग कः में कित्‌ 
करना इस बात का ज्ञापक हे कि आकार को गुण नहीं होता, सो यह ( सप्रयोजन 
होने से ) उत्तर-सूत्र तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः में अनुवृत्ति के लिये होने से 

जापक नहीं.। 
अच्छा तो गापोष्टक्‌ मै ककारानुबन्ध का तो और कुछ प्रयोजन नहीं सो यह 

ज्ञापक होगा । 
` यह जो कहा गया हे उपदेश की साथैकता के लिए सन्ध्यक्षर को गुण न 
होगा। यदि जो-जो कार्य सन्ध्यक्षर को प्राप्त हो उस उस काये का उपदेश के र्व 
पर बाध हो जाय तो सन्ध्यक्षरो को आय्‌ आदि आदेश भीनहो सकेंगे । यह कोई 
दोष नहीं । जिस विधि के होने से उपदेश अनर्थक होता हो उस विधि का बाघ 
होता हे । जिस विधि का सन्ध्यक्षर निमित्त ही हो उसका बाथ क्योंकर हो ? गुण 


न. सल ललात 5 ग्लायू भी नहीं पढ्‌ सकते । उस अवस्था में त्वया 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





१४२ व्याकरणमहा भाष्य 
प्रत्युपदेशो ५नर्थकः, आयादीनां पुनर्निमित्तमव ॥ 


यदप्य़च्यते-जनेर्डवचनं ज्ञापकम--न व्यञजनस्य गुणो अवतीति । 
सिद्धे विधिरारभ्यमाणो ज्ञापकार्थो भवति। न च जनेगुणेन सिध्यति । 
कुतो ह्यतत्‌-जनेर्गृण उच्यमानोऽकारो भवति, न पुनरकारो चा स्यादोकारो 


ha छ हुन सा ~ 
चेति आन्तर्यतो ऽधमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य सात्रिकोऽकारो भविष्यालि। 


एबमप्यनुनासिकः प्राप्नोति। पर-रूपेण शुद्धो भविष्याति। षयं तहिं 
गमेरप्ययं डो बक्तव्यः । गमेश्च गुण उच्यमान आन्तर्यत ओकारः प्राप्रोति। 
तस्मादिग्ग्रहणँ कतेव्यम्‌ ॥ 
के प्रति (यदि गुण हो जाय) उपदेश अनर्थक हो जाता है, आयु आदि आदेशों का 
तो निमित्त ही हं। 

यह जो कहा गया हे कि जन धातु से 5 विधान करना इस बात का ज्ञापक 
है कि व्यञ्जन को गुण नहीं होता, (सो यह भी ज्ञापक नहीं ) (प्रकारान्तर से) काय 
सिद्धि होते हुए जा विधि आरम्भ की जाती है वह ( व्यश्रै होने से) ज्ञापक होती हे । 
जन्‌ को गुण करने से तो इष्टरूप सिद्ध नहीं होता। इसमें क्या हेतु हे कि जन के 
नकार के स्थान में अ गुण हो, ए अथवा ओ नहा? ( उत्तर ) आन्तरतम्य 
से अर्धैमात्रिक व्यञ्जन के स्थान में एकमात्रिक अ ही होना उचित हे ( द्विमाच्रिक 
ए ओ नहीं) । पर अनुनासिक न्‌ के स्थान में अनुनासिक अ होगा। (काई 
हज नहीं, अतो गुण से) पर-रूप होने ( पर=शुद्ध प्रत्यय का अ ही रूप होने) से 
झु द अकार मिल जाएगा । अच्छा यदि यह बात है (तो भी ज्ञापक नहीं बन सकता ) 
यह ड उत्तरत्र अनुवृत्ति के लिए सार्थक हे । अन्येब्वपि दृइयते इस वचन से गम्‌ 
से भी उ विधान किया जाता है ।. यदि गम्‌ को गण विधान किया जाय तो स्थान के 
आन्तरतम्य से ( ओळय होने से) म्‌ के स्थान में ओ होगा । अतः इक ग्रहण 
करना चाहिए । 








र्लायत इत्यादि रूप नहीं बनेगें । इसलिए ग्ले के स्थान में ब्ले ही पड़ा जा सकता था 
वैसा न पढ़ कर जो ग्ले पढ़ा हे उससे गुण का अभाव ज्ञापित होता हे। आयादेश तो 
ग्लै पडने पर ही प्राप्त हो सकता है इस लिए रले पढ्ने के सामथ्यै से आयादेश का 
अभाव नहीं हा सकता । हाँ ग्ले न पढ़ कर रले पढ़ने से जैसे गुण का अभाव ज्ञापित 
होता हैं बैसे आदेच उपदेशेऽशिति से होने वाला जो. ग्ला यह आत्त्व हे उसका अभाव 
भी प्राप्त होता हे वह न ध्याख्यापमूछिमदाम्‌ इस ज्ञापक से रुक जाएगा। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तृतीय आाह्लक १५६ 
> 


यदीग्ग्रहणं क्रियते द्योः, पन्थाः, सः, इमम्‌ इति, एनेऽपीकः 
प्राप्डुचन्ति । 
पज्ञया विधाने नियम: ॥ 
संज्ञया ये विधीयन्ते नेष नियमः 


| (क वक्तव्यसतत्‌ । न १ ह | कथमजुच्यमानं गैस्यते । गणत्रद्धिप्रहण- 
सामर्थ्यात्‌ । कथे पुनरम्तरेण गुणत्रृद्धित्रहण(मिको गण [ स्याताम्‌ । प्रकृत 
गुणवृद्धित्रहणसजुवतत । के प्रकृतम्‌ । ` ब्रृद्धिरादेजदेङगणः” उति! यदि 


= 








>>> > ल « 


यादि इकू ग्रहण किया जाता हे तो दिव औत (७१८४) दिव के ट्क 
थान मं ओ ( वृद्धि) दोनी चाहिए, पथिमध्यभुक्षामान्‌ ( ७॥)॥॥८५ ) से पथिन 


र्‌ 
के इक्‌ के स्थान से आओ (वृद्धि) होनी चाहिए, त्यदादीनामः ( ७।२।१०२ ) से 
तद से इक न होने से अ (गुण) न हो सकेगा, तथा इदम्‌ के द्वितीया एकवचन 
स 


( वा० ) जहाँ गुण वृद्धि शब्द उच्चारण करके गुण वद्धि का विधान हे बहाँ 
इकू के स्थान सें वे गुण वद्धि हों ऐसा नियम है । 


#7. 


सज्ञापूथक जो गुण वद्धि विधान किए जाते ह॑ उनमं यह नियम है । 

क्या इस वातिक रूप वचन के कहने की आत्रश्यकता हे ? नहीं । चिना वचन 
किए इस नियस का केसे बोध होगा? इस सूत्र में गुणउद्धिग्रदण के बल पर । पर 
यहां सूत्र सें गुणवृद्धि ग्रहण न करें (अर्थात्‌ इकः इतना ही सूत्र पढ़े) तो इक्‌ के 
स्थान में गुणवृद्धि दो इस विधेय का लाभ केसे होगा? गुणा का अधिकार 
(प्रस्ताव, प्रारम्भ) है सो इस सूत्र सें गुणव्रद्धि की अनुवत्ति आती है ( उससे )। वह 
कोन सा अधिकार ? त्रद्धिरादेच्‌ , अदेङगुणः । (यह सूत्र-द्वय) । 








. पूवे सूत्रों से गुण त्रृद्धि की अनुप्रत्ति आने से गुणग्रद्धि इक्‌ के स्थान में 
होंगे, तो यहां सूत्र में गुणवृद्धि ग्रहण क्रिसलिए किया १ इसलिए कि जहां गुणदबृद्धि- 
शब्दोच्चारण पूरक ( गुण हो, ब्रद्धि हो) अदेङ्‌, आदेच का विधान है वह इकू के 
स्थान में हो । (अन्यत्र नियम नहीं । वहां अनिक्‌ के स्थान में भी गुणत्रद्धि होने 
में कोई बाधा नहीं ) । 

इस प्रश्‍न का उत्थान इस तरह होता है--जब प्रकृतसूत्र में गुणबृद्धि 

शब्द सेज्ञापूवेक विधान में इनका नियमन करने में चरितार्थ = क्षीणशक्तिक हो गए 

तब गुणत्रृद्धि का विधान केसे होगा। अर्थात्‌ उसके लिए अतिरिक्त गुणइद्धि 
चाहिए । 

३. पूर्व सूत्र बृद्धिरादैच्‌ में द्धि शब्द जैसे स्वरुपपदार्थक है ( संज्ञापरक है ) 


(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


BD fj फी 


१४४ - च्याकरणसहाभाऱ्य 


तदनुवर्तते अदेङ्गुणो बृद्धिश्च इत्यदेङां दुद्धिलेज्ञापे प्राप्नोति । 
सस्वन्धमनुर्वातिष्यते-वृद्धिरांदेच्‌ । अदेङ्गुणः इति ब्रद्धिरादेच । ततः 
इको गुणवृद्धी इति गुणवृद्धित्रहणमजुवर्तते, अदैजदेङ्ग्रहण निद्टत्तम्‌। 

अथवा मण्डूकगतयोधिकाराः । यथा मण्डूका उत्प्लुत्योत्प्लुत्य 
गच्छन्ति तद्वदधिकाराः । 

अथवैकयोगः करिप्यते-त्रद्धिरादैजदे ङ्गुणः, तत ड्को गुणवद्धी 
इति । न चेकयोगेऽजुद्वत्तिर्भवति । 

अथवा अन्यवचनाच्चकाराकरणाच्च प्रकतापवादो विज्ञायते, यथो- 
त्सर्गण प्रसक्तस्यापवादो वाधको भवाति। अन्यस्याः संज्ञाया वचनाच्च- 
कारस्य चानुकर्पणार्थस्याकरणात्प्रकताया व्रद्धिसंज्ञाया गुणसंज्ञा वाधिका 
भविष्यति । यथोत्सरगेण प्रसक्तस्यापचादो वाधको भवाति । 


यदि ऐसा है तो अदेड गुणः में वृद्धि की अनुवृत्ति होने से अदेङ्‌ की वृद्धिसंज्ञा भी 

प्रसक्त होती हे । सम्बध्यमान ( जिस का आगे सम्बन्ध जुड़ता हे ) की अनुवृत्ति 
होगी । पहले बृद्धिरादैच, तदनन्तर अदेङ्‌ गुणः, तदनन्तर अनुबृत्त सूत्र व्रद्धिरादेच , 
तत्र इको गुणब्रृद्वी--इसमें केवळ गुणबृद्धि की अनुवृत्ति होगी, आदैच अदेङ्‌ की 
. निवूत्ति हो जायगी ।. | 

अथवा अधिकार मेंढक की चाल चलते है, जैसे मेंढक उछल-उछल कर 
( थाड़ा-थोड़ा अवकाश छोड़कर पदन्यास करते हुए ) चलते हैं, ऐसे ही अधिकार 
( अर्थात्‌ वृद्धि शब्द वृद्धिरादैच्‌ सूत्र से चलकर बीच में आये अदेङ्गुणः को फांद 
कर इस प्रकृत सूत्र इको गणत्रद्धी में आजाता है, गण शब्द अनन्तरपूर्च सूत्र से 
चला आता है ) । | | 

अथवा बृडिरादेच ओर अदेङ्‌ गुणः को एकसूत्र के रूप में पढा जायगा, तब 
इको गुणवृद्धी इसे पढ़ देंगे । एक योग में अनुश्ृत्ति का झन्झट ही नहीं । 


अथवा अन्य सङा ( गुणसंज्ञा ) कहने से और पूर्वसूत्र में कही हुई संज्ञा 
( इद्धिसज्ञा ) के अनुकर्पण ( आगे को खेच लाने) के लिये चकार न पढने से 
प्रकृत बृद्धि संज्ञा को गुण संज्ञा बाध लेगी, जिस प्रकार उत्सग से प्राप्त हुए काये का 
अपवाद बाधक होता हे । 


ब ~ - 








वैसे ही अदेङ्गुणः में अनुषृत्त हुआ हुआ भी । यहां अर्थाधिकार का आश्रयण हैं, 
शब्दाधिकार का नहीं । 


1. सम्बध्यत इति सम्बन्धे कमेणि घञ्‌ । आदेच्‌ का संज्ञाभूत वृद्धि शब्द 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


क &-<5 ‘EES 


तृतीय भाद्विक १४५ 


अथवा वक्ष्यत्येतत्‌--'अनुवतेन्ते च नाम विधयः। न चाजुवर्तना- 
देव भवन्ति । किन्तर्हि यत्नाद्धवन्ती'ति । 

अथवा उभयं निद्ठत्तम्‌-तदपेक्षिष्यामहे ॥ 

किं पुनरयमलोन्त्यशेषः, आहोस्विदलोन्त्यापवाद्‌ः। कथं चायं 
तच्छेषः स्यात्‌ , कथं चा तदपवादः । 

यद्येकं वाक्यस्‌-तच्चेदं च, अलोन्त्यस्य विधयो भवन्ति, इको 
गुणवृद्धी अलोन्त्यस्य इति । ततोयं तच्छेषः । अथ नानावक्यम्‌-तच्चेद्‌ 
च, अलोन्त्यस्य विधयो भवन्ति, इको गणवृद्धी अन्त्यस्य चानन्त्यस्य च 
इति। ततोऽये तदपवादः । 


कङचात्र विशेषः । 


अथवा ( आचारय गोनर्दीय ) विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः ( ५।२।४ ) 


में कहेंगे--पूवेविधिवाक्या की उत्तर विधित्राक्यों मै अनुवृत्ति होती है, पर अनुवृत्ति 
मात्र से उन का सम्बन्ध नहीं बन जाता, जब तक सम्बन्ध-स्थापन के लिये यत्नविशेष 
न किया जाय । वहाँ विभाषा अहणरूप यत्न है ओर प्रकृत सूत्र में पुनः गुणवृद्धि 
अहणरूप यत्न है । 

अथवा बृद्धिरादेच तथा अदेङ गुणः इन दोनों की स्वरितादिलिङ्ग के अभाव 
में निवृत्ति हो गई अब अपेक्षा-ल्षण लौकिक अधिकार का आश्रयण करेंगे ॥ 

अब यह विचार का विषय है कि क्या यह इको गुणत्रृद्धी अलोन्त्यस्य का 
शेष हे अथवा अलोन्त्यस्य का अपवाद है । 

यह किस प्रकार उसका शेष हो सकता है, और किस प्रकार उसका अपवाद ! 

यदि (वह और यह) ये दोनों मिल कर एक वाक्य बनायें । पष्ठीनिर्दिष्ट के 
अन्त्य अल को विधियाँ होती हैं, इको गुणत्रद्धी को इसके साथ मिला कर इस प्रकार 
का एक वाक्य होगा--अन्त्य अळू इक्‌ को गुण वुद्धि होते हैं। अब इको गुणवृद्धी 
अलोन्त्यस्य का शेष (अङ्ग) हो जाता है। यदि भिन्न-भिन्न दो वाक्य रद्‌-अन्स्य 


अळू के स्थान में विधियाँ होती हैं, इक्‌ के स्थान में गुण वृद्धि होते हैं चाहे वह इक्‌ 


अन्त्य हो अथवा अनन्त्य । तब यह अलोन्त्यस्य का अपवाद हो जाता है । 
इसमें क्या अन्तर है ? 





भदेङ्‌ गुणः यहाँ अनुत्ृत्त हो रहा है, यतः अदेङ्‌ के साथ इस का सम्बन्ध बनता नहीं, 
अतः अनुवृत्त हुआ आदैच्‌ को छोड देता है, जैसे कान्तार ( महारण्य ) के पार करने 
के लिये साथे का उपादान और पार करने पर उस का परित्याग । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१४६ व्याकरणमद्दा भाष्य 


कि 


वृद्धिगुणावळोन्त्यस्येति चेन्मिदिग्रजिपुगन्तळवूपधाच्छिदारो- 
क्षिप्रक्षद्रेष्विग्प्रहणम्‌ || 
वृद्धिगणावळोन्त्यस्येति चेन्मिदिस्रजिषुगन्तळघूपर्थच्छ्दादि क्षिप्रश्षुद्े- 
ष्विग्प्रहण कर्तव्यम्‌। मिदेर्गणः इक ईाते वक्तव्यस्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न 
प्राप्नोति । मजेबद्धिः इक इति वक्तव्यम्‌। अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । 
पुगन्तलधूपधस्य गुणः इक इति वक्तव्यम्‌ अनन्त्यत्वाद्धि न प्र [प्नोति । 
ऋच्छेडिरि गणः इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्ताद्ध न पाप्नोति 
ऋटशोङडि गणः इक इति वक्तव्यम्‌। अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । क्षिप्र- 
द्रयोगणः इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । 


सर्वादेदाप्रसङ्गश्चानिगन्तस्य || 
सर्चादेशश्च गुणोऽनिगन्तस्य प्राभोति । याता वाता । कि कारणम्‌ । 





(वा०) यदि वृद्धि और गुण अन्त्य अळू इक के स्थान में होते हैं तो मिद 
ज्ञ, पुगन्तलघूपध, ऋच्छ्‌, रश, क्षिप्र, क्षुद्र-इनके इक को गुण हो ऐसा वचन 
करना पडेगा । मिदेगुणः - यह इक के स्थान में गुण हो ऐसा कउना चाहिये । 
(इ) यही अन्त्य नहीं है अतः गुण की प्राप्ति नहीं । मृजेतरद्धिः--यहाँ इक्‌ के 
स्थान म॑ वृद्धि हो ऐसा वचन करना पड़ेगा, इक्‌ ( त्र ) यहाँ अन्त्य नहीं, अतः वृद्धि 
की प्राप्ति नहीं । पुगन्तलघूपधस्य च पुगन्त और रूघूपध को साप्रधातुक आर्धधातुक 
प्रत्यय परे रहते गुण होता हे सो अब यह न हो सकेगा, अतः इनके इक्‌ के स्थान 
मे गुण होता है ऐसा कहना चाहिय, इक्‌ के अन्त्य न होने से प्राप्ति नहीं । ( ऋच्छ) 
धातु को लिट्‌ परे रहते ऋच्छत्युतां गुणः ( ७४११ ) इससे गण विधान किया 
गया हे, वहाँ वह इसके इक्‌ ( ऋ ) के स्थान में हो ऐसा कहना चाहिये, इक ( ऋ) 
के अन्त्य न होने से प्राप्ति ही नहीं । ऋटशो5छि गुण:--इसमे अङ परे होने पर दृश्‌ 
को गुण विधान किया दै, यहाँ इक्‌ ( ऋ ) के स्थानः में गण हो ऐसा कहना चाहिये, 
क्योंकि इक्‌ (ऋ ) के अन्त्य न होने से प्राप्ति नहीं । क्षिम्रक्षद्र शब्दों को ( ईयस्‌ 
इष्ठन्‌, इमनिच्‌ प्रत्ययौ के परे रहते ) गुण-विधान किया दे, यहाँ भी इक्‌ ( इ, उ) 
के स्थान में गुण हो ऐसा कहना चाहिये, कारण कि इक्‌ के अन्त्य न होने से 
प्राप्ति नहीं । 


( वा० ) जो अङ्ग इगन्त नहीं है उस सारे के स्थान में गण प्रसक्त होता है । 
जैसे याता वाता में या, वा को गण प्राप्त होता हे । 


( इस प्राप्ति का ) क्या कारण हे ? 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


IIIS SS CES 


तृतीय आह्विक १४७ 


“अलोन्त्यस्य” इति पष्टी चेव ह्यन्त्यमिकमुपसंक्रान्ता, अङ्गस्येति च 


स्थानपष्टी । त्यदिदानीमनिरन्तमङ्गं तस्य शुणः सर्वादेशाः पाप्नोति । 

नेष दोषः । यथेव ह्यळोन्त्यस्यति षष्टी अन्त्यमिकसुपसङ्क्रान्ता, 
एवमङ्गस्थेत्यपि स्थानपष्टी ।- तद्यदिदानीमनिगन्तमङ्गं तत्र पष्य्येव नास्ति. 
कुतो गुणः, कुतः सर्वादेशाः । 

एवं तर्हि नायं दोपससुच्चयः । कि तर्हि ।  पूर्वापेक्षोयं दोषः । ह्यर्थे 
चायं चः पठितः ¬ मिदिग््रजिपुगन्तलघूपधच्छिह शिक्षिमरश्चुद्रेष्विरग्रहणं 
सवादेशाप्रसङ्गो ह्यनिगन्तस्य इति । 

मिदेर्गुणः इक इति वचनादन्त्यस्य न, अलोन्त्यस्य इति वचचनादिको 
न। उच्यते च गुणः । स खबीदेशः प्राप्रोति । एवं सर्वत्र ॥ 


अस्त तर्हिं तदपवादः । 





—— ——- ->--_->-: - 


तच्छेष पक्ष में अलोन्त्यस्य इस यळी का अङ्ग के अन्त्य इक्‌ के साथ सम्बन्ध 
हो जाता है, अङ्गस्य यह स्थानय ठी हे । अब जो अनिगन्त अङ्ग हे ( वहाँ घळी का 
अन्त्य अळ में उपसंहार (सम्बन्ध ) न होने से ) मिदेगुणः इत्यादि में मिद आदि 
समुदाय के स्थान सें गुण प्राप्त होता हे । 

यह कोई दोष नहीं। जिस प्रकार अलोन्त्यस्म यह षष्टी अन्त्य इक्‌ में उपसंहृत 
हो जाती है ( इक्‌ के साथ जुड़ जाती है ), इसी प्रकार अङ्गस्य यह स्थान षष्ठी भी 
अन्त्य इक्‌ में उपसंहृत हो जाती है । अब जो अनिगन्त अङ्ग है वहाँ षष्टी ( अर्थात्‌ 
अन्त्य इक्‌ में उपसंहृत वष्टी ) ही नहीं हे, तो तच्छेष पक्ष में गण की भी प्राप्ति नहीं 
रहती, सवोदेश का तो क्या कहना । 

तो यही पूर्व दोष से भिन्न एक और दोव दिया है, ऐसा नहीं। तो कैसे है? 
पूर्व निदिट दोष में यह हेतुकथन हे । चकार यहाँ हि के अ (हेतु) में पढ़ा है। इन 
दोनों वार्तिको को एक वाक्य के रूप में इस प्रकार पढ़ना चाहिण- मिदिम्टजि- 
पुगन्तलघृपघच्छिदशिक्षिप्रक्षुद्रेभ्चिग्त्रदण स्वादेशभसंज्ञो ह्यनिगन्तस्य । 

मिदेगुणः, यहाँ जो गण विधान किया है वह गुण त्रद्धि इक्‌ के स्थान में होत 
हें’, इस वचन से अन्त्य दू के स्थान में नहीं हों सकता, घळी निर्दिष्ट के अन्त्य अळू 
के स्थान में काये होता हे इस वचन से इक्‌ के स्थान में नहीं होता । पर आचार्य 
ने गुण-विधान किया है, (शास्त्र व्यथै न हो) इसलिए वह सारे मिद रूप अङ्ग के 
स्थान मै होगा, इसी प्रकार सुज्ञ आदि के विषय में जानो। (अतः यह व्यवस्थित 
हुआ कि इक्‌ का ग्रहण करना चाहिए ) । 

अच्छा तो यह अलोन्त्यस्य का अपवाद हो । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१४८ व्याकरणमहा भाष्य 
इङमात्रस्येति चज्जुसि साधातुकाधधातुकहस्वाथोगुणेष्नन्त्यप्रतिषेधः || 
"> 


इङ्मात्रस्येति चेज्जुसि सावेधातुकार्थधातुकहस्वाद्योर्युणण्वनन्त्य- 
प्रतिषेधो वक्तव्य; । जुसि गुणः--स यथेह भवति अजुहबुः अबिभयुः इति! 
एवम अनेनिजुः पर्यवेविषुः अत्रापि प्राप्नोति। सावेधातुकार्थधाठुकयोर्गुण १ 
स यथेह भवति--कर्ता हर्ता नयति तरति इति | एवम्‌ ईहिता इहितुम्‌ 
ईहितव्यम्‌ इत्यत्रापि प्राप्नोति । हृस्वस्य गुणः--स यथेह भवति-हे अग्ने हे 
वायो इति | एवं दे अश्निचित्‌ सोमसुद्‌ इत्यत्रापि प्राप्नोति। जसि शुणः-ख 
यथेह भवति-अग्नयो वायच इति। एवम्‌ अग्निचितः सोमखुत इत्यापि 
प्राप्नोति। कतो ङिसर्वनामस्थानयोर्गुणः-स यथेह भवति - कतैरि कर्तारो 
कतीर इति । एवं सक्ति सुकतो सुकृत इत्यत्रापि प्राप्तोति। घेङिंति गुणः 
स यथेह भवति-अग्नये वायवे इति। एवम्‌ अग्निचिते सोमसुते इत्यत्रापि 


ममः eo गिदी = 





( वा० ) यदि इक्‌ मात्र ( अन्त्य अथवा अनन्त्य इक्‌) को गुण-व्रृद्धि होते 
हैं ( यही अपवाद पक्ष है) तो जुस्‌ परे रहते गण, सार्वधातुक-आर्धेधातुक प्रत्यय 
परे रहते गुण, हस्वादियों को गुण, उ को गुण--इन विधियों मै अनन्त्य इक्‌ को भी 
गुण प्राप्त होता है उसका प्रतिषेध करना चाहिए । 

जुस्‌ प्रत्यय परे रहते (जुसि च ७।३।८३ से) जैसे अजुहवुः, अविभयुः में अन्त्य 
इक्‌ को गुण होता है, वैसे ही अनेनिजुः, पर्यवेविषुः मै अनन्त्य इक्‌ को भी द्दोने लगेगा । 

सावेधातुक आधधातुक प्रत्यय परे रहते कतो हती नयति तरति मै अन्त्य इक्‌ 
को गुण होता है वैसे ही ईहिता ईहितुम्‌ ईदितव्यम्‌ में अनन्त्य इक्‌ को भी होने 
लगेगा । 

हस्व को गुण जैसे हे अभे, हे वायो मै अन्त्य इक को होता है वैसे ही 
है अमिचित्‌ हे सोमसुत्‌ मै अनन्त्य इक्‌ ( चित्‌ में इ, सुत्‌ में उ) को भी होने 
लगेगा । 

जस्‌ प्रत्यय परे रहते जैस अग्नयः, वायवः में अन्त्य इकू को गुण होता है 
बैसे ही अभिचितः सोमसुतः में अनन्त्य इक्‌ को भी होने लगेगा । 

ऋतो ङ्सवेनामस्थानयोः ( ७।३।११० ) इस सूत्र से विहित गुण जैसे 
कतेरि कतरी कतार: में अन्त्य इक्‌ (ऋ) को होता है वैसे ही सुकृति सुकृतो सकृतः 
स अनन्त्य इक्‌ को भी होने लगेगा । 
रडी घेर्डिति ( तज 1१११ ) इस सूत्र से जैसे अग्नये वायवे में अन्त्य इक्‌ ( उ.) 

को गुण होता है वैसे दी अग्निचिते सोमसुते में अनन्त्य इक्‌ ( चित्‌ में इ, तथा सुत्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्विक १४९ 


प्रप्रोति । ओगुण:-स यथेह भवति वाभ्रव्यो माण्डव्य इति । एवं सुश्रुत 
सौश्चत इत्यत्रापि प्राप्नोति ॥ 
न्नेष दोष: । 


पुगन्तळत्रूपधप्रहणमनन्त्यनियमार्थम्‌ || 


पुगन्तलघूपधग्रहणमनन्त्यनियमार्थ भविष्यति । पुगन्तलघूपधस्यै- 
वानन्त्यस्य नान्यस्यानन्त्यस्येति । 

प्रकतस्येव नियमः स्यात्‌ । किं च प्रकृतम्‌ । सार्वधातुकार्धधातुकयो: 
इति । तेन भवेदिह नियमान्न स्याद्‌ ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌ इति । 
हस्वाद्योर्गुणस्त्वनियतः, सोऽनन्त्यस्यापि प्राप्नोति । 

अथाप्येवै नियमः स्यात्‌--पुगन्तलघूपधस्य सावेधातुकार्धघातु- 
कयोरेवेति । एवमपि सारवधातुकार्धधातुकयो गुणोऽ नियतः, सोऽनन्त्यस्यापि 


ह” (१ a 


प्राप्नोति ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यमिति । 


सें उ ) को भी होने लगेगा । 

ओगुणः ( ६।४।१४६ ) इस सूत्र से भसेञ्चक के उ को जैसे बाभ्रव्यः, माण्डव्यः 
में (जहां उ अन्त्य है ) गण होता है वेसे ही सुश्रत सौश्चुत में अनन्त्य इकू को भी 

यह कोई दोघ नहीं । 

( चा० ) पुगन्तळवूपध अहण अनन्त्य के नियम के लिए होगा । यदि अनन्त्य 
इक्‌ को गुण हो तो पुगन्त और लघूपध अङ्ग के ही अनन्त्य इक्‌ को हो और किसी 
अनन्त्य इकू को नहीं ( ऐसा नियस होगा ) । 

पर नियम प्रकत का ही होगा । 

क्या प्रकृत है ? 

सावेधालुकर्धधातुकयोः ( ७।३।८४ ) । ` इससे हो सकता है कि ईहिता, 
ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌ , मै नियम की प्रबृत्ति होने से गुण न हो, पर (हस्वस्य गुणः इत्यादि 
शास्त्र से) हस्वादियों को जो गुण-विधान है उसका नियम न होने से वह भनन्त्य 
इक्‌ को भी होने लगेगा । 

नियम इस प्रकार भी हो सकता है--पुगन्तलघूपघ को यदि गुण हो तो सार्व- 
घातुक आधैधातुक प्रत्यय परे रहते ही हो। इस तरह भी सावधातुक आर्धधातुक 
प्रत्यय परे रहते जो गुण विधि है उसका नियम न होगा। वह गुण अनन्त्य इक्‌ क 
स्थान में भी होने लगेगा, अर्थात्‌ ईहिता, ईहितुम्‌, ईहितव्यम्‌ में गुण का प्रसङ्ग होगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


3 
hd | 
० दु 

> 








१५० व्याकरणसहा भागय 


~ त 
अथाप्युभयतो नियमः स्यात्‌-पुगन्तरुघूपधस्यव खाचधातुकाधे- 
घातुकयोः । सार्वधातुकार्थधधातुकयोरेव पुगन्तलघूपधस्थात | पवमप्ययं 
जुसि गुणोऽनियतः, सोऽनन्त्यस्यापि प्राप्नोति अनेनिजुः पर्यवेचिघुः इति। 
पं तहि--नाय तच्छेषः, नापि तदपवादः । अन्यदेचेदं परि- 
भाषान्तरमसम्बैद्मनया परिभाषया । 
परिभाषान्तरमिति च मत्वा क्रोप्ट्रीयाः पठन्ति-- 


नियमादिको गुणवृद्धी भवतो" विग्रतिषधेन || इति । 





अथवा दोनों प्रकार का नियम होगा--पुगन्तलत्रूपघ को ही सार्वेधातुक आर्ध- 
धातुक प्रत्यय परे होने पर, पुगन्तलघूपध को गुण होता है सार्वधातुक आर्धधातुक 
प्रत्यय परे होने पर हो । ऐसा होने पर भी जुस्‌ प्रत्यय परे रहते गुण का नियम न 
होगा । वदद अनन्त्य इक्‌ को होने लगेगा । 

अतः (दोनों पक्षों में दोष होने से) न तो यह उसका शेष हे और न अपवाद | 
यह एक स्त्रतन्त्रः परिभाषा हे जो अलोन्त्यपरि भाषा से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती । 

( इस पक्ष में क्रोष्ट्रीय लोगों का समर्थन भी प्राप्त हे )। क्रोष्टीय लोग इसे 
परिभाषान्तर ( स्वतन्त्र परिभाषा ) मानकर ऐसा ( विप्रतिषेध वार्तिक ) पढते हँ-- 

नियम ( अलोन्त्यस्य ) को बाधकर विप्रतिषिध से इको गुणत्रद्धी शास्त्र की 
प्रवृत्ति होती है । 


mmm 


१. अनेनिज्ञः में लघूपध अङ्ग हे और सार्वधातुक प्रत्यय भी है, तो अनन्त्य 
इक्‌ को भी गुण की प्राप्ति है । 

पुगन्तलघूपधस्य च सूत्र के उभयतो नियमार्थ मानने पर भी जहाँ सार्वधाहुक 
आधधातुक तथा पुगन्तलघूपध दोनों ही नही हैं वहां का नियम न होगा तो हे पिचब्य ! 
हे बुद्धे ! बुद्धयः यहां हस्वस्य गुणः तथा जसि च से पिचब्य में पि के अनन्त्य इकार 
तथा बुद्धि में बु के अनन्त्य उकार को गण प्राप्त होता है । 

र २. परिभाषान्तरम्‌-अन्तर=विरोष । अतः अन्यत्‌ भी कहा और अन्तर भी । 

पयायवचन न होने से दोनों के एक साथ प्रयोग में कोई विरोध नहीं । 

३. असम्बद्धम्‌=न तो इन परिभाषाओं में शेष-शेक्रिभाव (= अङ्गाङ्गभाव, 
गुणप्रधान-भाव ) है और न उत्सर्गापवाद-भाव है । 


४. विधेय ( गुण वृद्धि ) के द्वित्व का सूत्र में आरोप करके भवतः में द्विवचन 


का प्रयोग किया गया है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तृतीय भाद्विक १५१ 


यदि चायं तच्छेपः स्यात्तेनेव तस्यायुक्तो विप्रतिपेधः । अथापि तद- 
पवादः, उत्सगांपवादयोग्प्ययुक्तों विप्रतिषेधः । तत्र नियमस्यांचकादाः- 
“राज्ञः क च" राजकायम्‌। "इको गणवृद्धी' इत्यस्यावकाशः--चयर्ने 
चायको लवनं लाघक इति । इहोभयं प्राप्नोति--मेद्यति माष्टीति। इको 
गुणवृद्धी इत्येतद्धवति विप्रतिषेधेन । 


नवं युक्तो विप्रतिपेधः । “विप्रतिषेधे परम्‌” इत्युच्यते । पूर्वदचायं 
योगः, परो नियमः । 


इएवाची परशब्दः। विप्रतिषेधे परं यदिष्टं तद्भधवतीति । एवमप्य- 


यदि यह इको गुणत्रद्धी उसका शेप हो, तो उसी के साथ इसका विप्रतिषेध 
( तुल्य बलविरोध ) युक्त न होगा । और यदि यह उसका अपवाद है, तो भी उत्सर्ग 
भोर अपवाद का विप्रतिपिध अयुक्त है। नियम (अलोन्त्यस्य) का अवकाश है--राज्ञ:क च 
(राजन्‌ से छ प्रत्यय हो और अन्त्य अल न्‌ को ककारादेश हो )-- सिद्धरूप 
हुआ-राजञकीयम्‌। इकः गुणत्रृद्धी इसक्रा अवकाश हे चयनं चायकः लवनं लावकः । 

हाँ दोनों की प्राप्ति हे--मेद्रति मार्टि। इको गुणत्रृद्धी इसकी प्रवृत्ति होती है 

विप्रतिषिध से । 

यद्‌ विप्रतिरिध युक्त नहीं । ब्रित्रतिवेध होने पर परशास्त्र प्रद्वत्त होता है, यइ 
सूत्र ( इको गुणत्रद्धी ) तो पूवे है, और नियम ( अलोन्त्यस्य ) पर है । 

परशब्द इट्रत्राची है । विप्रतित्रेध होने पर पर जो इष्टख्प का साधक हे 
बह होता हे । 

तो भी यहाँ विप्रतिषेध युक्त नहीं । -स्थानी का दो कार्यो के साथ योग होना 
विप्रतिषेध कहलाता हे । यहां तो एक स्थानी को दो कार्यों के साथ योग ( दो कार्यो 
की प्राप्ति ) नहीं है । 







rrr RRS - 
= «>> 


१. पूवाचाये अलोन्त्यस्य को नियम-नाम से कहते हैं । 
२. अलोन्त्यपरि भाषा का यहाँ कुछ फल न होने से उसकी उपस्थिति नहीँ, एसा 
आशय हुं । 
यथपि चायकः लावकः यहां अचोञ्णिति से होनेवाली उद्धि में अय्‌ स्थानी के 
निर्दिष्ट होने से इक्‌ परिभापा की उपस्थिति अनावश्यक है तो भी इद्धिग्रहण के लिङ्ग 
से अच्‌ को विशेषण मान कर अचसम्बन्धी जो इक्‌ उसको त्रद्धि हो इस प्रकार इक्‌ की 
उपस्थिति मानने में कोई हानि नहीं ऐसा आशय है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१५२ | व्याकरणमहाभाष्य 


युक्तो विप्रतिषेधः । द्विकार्ययोगो हि वि्रतिषेधः। न चात्रैको द्विकाये-. 
युक्तः । नावड्यं द्विकार्ययोग एवं विप्रतिषेधः । कितहि । असस्भवोपि । स 
चास्त्यत्रासंभवः । कोऽसावसंभवः । इह तावद्‌ दुक्षेभ्यः छुल्लेभ्य इति | 
एकः स्थानी, द्वावादेशी, न चास्ति संभवः यदेकस्य स्थानिनो द्वावादेशौ 
स्याताम । इहेदामी- मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यन्ति.इति छो स्थानिनो, एकादेशः, 
न चास्ति संभवः। द्योः स्थानिनोरेक आदेश स्यादित्येघोऽसस्भवः। 
सत्येतस्मिन्नसम्भवे युक्तो विप्रतिषेधः । 

एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः । द्योहि साचकाशयोः समवस्थितयोर्वि- 
प्रतिषेधो भवति । अनवकाशइ्चायं योगः । 


ननु चेदानीमेवास्यावकाशः प्रक्ल्ृतः चयनं चायको ळवनं लावक 








=== == = “> = = 


यह कोई नियम नहीं कि दो कार्यो की युगपत्‌ प्राप्ति ही विप्रतिषेध होता है । 
तो क्या ? असम्भव भी विप्रत्विध होता हे । वह असंभव यहां है । वह असम्भव 
कि-स्वरूप हे ? इसका प्रथम निदर्शन हे--उक्षेभ्यः, प्लक्षेभ्यः । यहाँ सुपि च से यजादि 
सुप्‌ प्रत्यय भ्यस्‌ परे होने पर अदन्त अङ्गरूप स्थानी को दीधे प्राक्त होता हे ओर वहुवचने 
झत्येत्‌ से उसी को ए प्राप्त होता हे । यह सम्भव नहीं कि एक स्थानी को दो आदेश 
हौ । द्वितीय निदर्शन हे--मेद्यति मेद्यतः मेन्ति-यहां दो स्थानी हैं, एक आदेश है 
( इको शुणद्द्धी से मिदू का इ स्थानी है और अलोन्त्यस्य से मिद्‌ का दू स्थानी है। 
यद सभव नहीं कि दो स्थानियो को एक आदेश हो ) । सो इस प्रकार के असम्भव 
के होने से विप्रतिषेध युक्त ही है । 
ऐसा होने पर भी विप्रतिषेध अयुक्त ही है, कारण कि अपने-अपने विधय में 
सावकाश ( चरितार्थं ) एकत्र युगपत्पाप्त दो विधिशास्त्रं का विप्रतिषेध होता है। 
यह योग (इको गुणबृद्धी) तो अनवकाश है ( इसका अलोन्त्य--से अनवरुद्ध 
(न घिरा हुआ ) स्वतन्त्र विषय नदी है )। 


अजी अभी अभी इसका अवकाश दिखाया गया हे--चयनं चायकः, लवने 





१. द्विका्येयोगः- यह बहुब्रीहि है । द्वाभ्यां कायौभ्याँ योगो यस्य स्थानिनः 
स द्विकार्ययोगः। इसका विम्नत्षिध के साथ सामानाधिकरण्य इस तरह से हुआ कि 
विप्रतिषेध का विषय होने से स्थानी को ही विप्रतिषेध कह दिया है । 

२. एक साथ दो आदेश न हो सकने में हेतु यह है कि अ को दीर्धत्व अनन्तर 
यञ्‌ परे होने पर विहित है और एस्व अनन्तर झल्‌ परे होने पर । अब यह संभव नहीं 
कि इन दोनों कार्यो का अपने अपने निमित्त के साथ आनन्तर्य हो ।. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्विक १५३ 


इति । अत्रापि नियमः प्राप्नोति । नाप्रात्ते नियमेऽयं योग आरभ्यते | 
यावता च नाप्राप्ते नियमेऽयं योग आरभ्यते, ततस्तस्यापवादोऽयं योगो 
भवति । उत्खगोपवादयोइ्चायुक्तो विप्रतिषेधः । अधापि कर्थंचिद्‌ “इको 
गुणवृद्धी' इत्यस्यावकाशः स्यात्‌, एवमपि यथेह विप्रतिषिधादिको गणो 
भव ति मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यन्ति इति, पवमिहापि स्यात्‌-अनेनिञ्जुः, पर्यवे- 
विपुरिति । | 

पवे तहिं द्वद्धिभवति गुणो भवतीति यत्र त्रृयाद्‌ इक इत्येतत्तत्रोप- 
स्थितं द्रव्यम्‌ । कि कृतं भवति। द्वितीया षष्ठी प्रादुभाव्यते। तत्र 
कामचारः, गृह्यमाणेन चेकं विशषयितुम्‌ , इका वा ग्रृह्ममाणम्‌ । यावता 
कामचारः, इह तावन्मि दिस जिपुगन्तळघूपधरछिद शिक्चिप्रश्चुद्रेयु ग्रह्ममाणमिकं 
विशेषयिष्याम:-- एतेषां य इगिति। इहेदानीं जुसि सावेधातुकार्धधातुक- 





लावकः । यहाँ भी अलोन्त्यस्य की प्राप्ति हे । इसकी प्राप्ति होने पर ही इको शुणत्रद्धी 
इस सूत्र का आरम्भ हे । चूँकि अलोन्त्यस्य की प्राप्ति होने पर ही इसका आरम्भ 
होता है अतः येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य वाधको भवति इस न्याय 
से यह इको गुणउडी अलोन्त्यस्य का अपवाद ठहरता है और उत्सग ओर अपवाद 
का विप्रतिषिध युक्त नदी । और यदि किसी प्रकार ( ज्यों त्यो अर्थात्‌ अलोन्त्यस्य 
की प्रवृत्ति का कुछ फल न होने से उसकी अप्रवृत्ति मानकर ) इको गुणवृद्धी इसका 
स्वतन्त्र अवकाश मिल जाय, तो भी जैसे पूवै विप्रतिषेध से मेति, मेयतः, 
मे्न्ति में इक्‌ को गुण होता है, वैसे ही अनेनिज्ञः, पयेवेविपुः में भी इक्‌ को 
गण होने लगेगा । 

( अब सिद्धान्त पक्ष कहते हैं ) तो ऐसा समझना चाहिए कि जहाँ सूत्रकार 
यह कहे वृद्धि हो, गण हो, वहां इकः यह पद उपस्थित हो जाता है ( इसे पदोप- 
स्थिति पक्ष कहते हँ ) ऐसा समझना चाहिए । 

इससे क्या होता हे ? 

एक दूसरा षः्उयन्त पद उपस्थित हो जाता है । ऐसा होने पर यह स्वैच्छाचार 
है कि चाहे हम गृह्यमाण (सूत्र में पढे हुए घब्ख्यन्त ) पद को विशेषण मानकर 
इक्‌ को उसका विरोप्य मानें, अथवा इक्‌ को विशेषण तथा युह्यमाण घख्यन्त पद 
को विशेष्य ( पहली अवस्था में अङ्गस्य यह अवयव पछी होगी । दूसरी अवस्था म 
अङ्गस्य स्थानषष्ठी होगी और इक्‌ के विशेषण होने से तदन्तविधि होगी, अर्थात्‌ 
इगन्त अङ्ग को कार्य होगा )। इससे सर्वेष्टसिद्धि हो जायगी। मिःदम्जिपुगन्त- 
इत्यादि वार्तिक मै पढ़े हुए शब्दों से इक्‌ को विशिष्ट करेंगे, अथे होगा--इनका जा 
अवयव इक्‌ उस गुण होता हे । जुसि सावंधातुक० इत्यादि में इक्‌ से गृह्यमाण 


CC-0. Prof. Satya ४101 Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१५४ - > - व्याकरणसहाभाप्य 


हस्वाद्योर्गुणेष्विका गृह्यमाणं विदाषयिप्यामः-एतेषाँ गुणो भवति, ‘इकः? 
इगन्तानामिति। ` 

अथवा सर्वत्रैवात्र स्थानी निदेदयत । इह तावम्मिदेरित्यचिभक्तिको 
निर्देशः, मिद्‌ पः मिदेरिति। अथवा पष्ठीसमासो भविष्यति मिदः इः, 
मिदिः) मिद्‌रिति । | 

पुगन्तलघूपधस्येति । नेवं विज्ञायते पुगन्ताङ्गस्य रूघूपधस्य चेति । 
कर्थं तर्हि । पुकि अन्तः पुगन्तः, ल्घ्वी उपधा छघूपधा, पुगल्तरच ळघूपधा 
च पुगन्तलघूपधम्‌ , पुगन्तलधूपघस्येति । अवड्यं चेतदेचं विज्ञेयम्‌, अङ्ग 
विशेषणे सतीह प्रसज्येत भिनत्ति छिनत्तीति । 
ऋच्छेरपि प्रदिळष्टनिर्देशोऽयम्‌-ऋच्छति क्र ऋ ऋदताम्‌-ऋच्छत्य- 
ताम्‌ इति। | 


क्यु 





( पढे हुए स्थानी शब्दों ) को विशिष्ट करेंगे--अथ्रे होगा इनको गुण होता हे, इग्विशिष्ट 
अर्थात्‌ इगन्ता को । 

अथवा इन सबमें स्थानी का निर्देश पहले से ही हुआ है। (कैसे ? ) मिद्‌ 
को ही पहले ढीजिए । यहां मिदेः में मिद्‌ अविभक्तिक निर्देश हे और एः इ का 
ष>ठ4न्त रूप है। अथवा मिदेः यह पणी समास समझना चाहिए--मिदः इः 
( मिदू का इकार ) मिदिः, उसका प>ठयन्त रूप हुआ--मिदेः | (इस प्रकार यहां 
स्थानी इक्‌ ( इ ) का स्पष्ट निर्देश हैं । 

पुगन्तलघूपधस्य- यहां भी स्थानी निर्दिष्ट है केस ? ) पुगन्त और लघूपध 
अङ्ग का ऐसा अथे नहीं, किन्तु पुक्‌ परे होने पर (पुक्‌ आगम वाले) अङ्ग के अन्त्य अवयव 
का और लघ्वी उपधा का, ऐसा अथ है । ( लघूपधा यह विशेषणविशेष्य समास है ), 
पीछे पुगन्तश्च लघूपधा च इन दोनों का समाहार इन्द्र पुगन्तलघूपधम्‌ ऐसा हुआ । 
उसका पऽ्यन्तरूप है पुगन्तलघूपधस्य । अवश्य ऐसा विग्रह संमझना चाहिए, कारण 
कि यदि लघूपध अङ्ग का विशेषण हो तो भिनत्ति छिनत्ति में भी गुण प्रसक्त होगा । 

ऋच्छि ( धातु ) में भी स्थानी का प्रश्‍लेष से निर्देश है--ऋच्छति ऋऋ 

ऋताम-ऋच्छत्यताम्‌ । 





१. यदि पुगन्तळधूपधस्य च सूत्र में लघ्वी उपधा लघ्रूपधा तस्या गुणो 
भवति इस प्रकार स्थानी का निर्देश मानने तथा तच्छेष पक्ष के आश्रयण से वहां इक्‌ 
परिभाषा की उपस्थिति नहीं मानी जाएगी तो लघूपधगुण के इग्लक्षण न होने से भिन्नम्‌ 
छिन्नम्‌ में किङति च से गुण का निषेध नहीं प्राप्त होगा तो इसका उत्तर हे--त्रसिगृधि- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


~ a कब - I 2 2-0 ने 
क नट लट नम न ">>> >= 


दरि ( दृश्‌ धातु) के विषय में योगविभाग से स्थानी की लब्धि हो 





तृतीय आह्निक १५५ 


a 2» 


हरेरपि योगविभागः करिष्यते -“उर्‌ङि गणः” डः अछि गणो 
भवाति ततो “दृशेः” दृशेइ्चाङि गुणो भवति । उरित्येव । 


क्षिप्रक्षुद्रयोरपि “यणादिपरं गुणः?” इतीयता सिद्धम्‌ । सोऽयमेवं 
स्प्ख्ि सति यत्पूवेत्रहणं करोति तस्यैतत्प्रयोजनम्‌--इको यथा स्यादनिको 
मा भूादात । 

अथ दद्धि्रहणं किमर्थम्‌ । कि विशेषण वृद्धित्रहणं चोद्यते न 
पुनर्ञुणञ्रहणसपि । यदि किञ्चिद्गुणग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति, वृद्धिग्रहण- 
स्यापि तदूभावितुमर्हति । को वा विशेषः । | 


अयमस्ति विशेषः। गुणविधी न क्वचित्स्थानी निर्दिश्यते । तत्रावच्यं 
~ Ar ०९ ७ र ~ > ७ >. 
स्थानिनिदेशाथ गुणश्रहणं कर्तव्यम्‌ | त्रृद्धिविधो पुनः सर्वत्रैव स्थानी 





SS 


जाएंगी ऋद्शोडछि गुणः इस सूत्र का इस प्रकार विभाग करेंगे-उरकि गुण: 
ऋ को अङ्‌ प्रत्यय परे रहते गुण होता हे । तब पढ़ेंगे टरोऱचाङि गुणः। इसमें 
पूर्व योग से ऋ की अनुवृत्ति आएगी, अर्थ होगा--इश को अळू परे रहते गुण 
होता हे ओर वह उसके चर को हो । 

स्थूळदूरयुवश्षुद्रक्षिप्राणां यणादिपरं पूवस्य च गुणः ( ६।४।१५६ ) यहां भी 
क्षुद्ध ओर क्षिप्र के विषय में स्थानी का निर्देश किया हुआ हे । यहां यणादिपरं गुणः 
ऐसा न्यास करने से झी लोप और (उ, इ को) गुण हो जाते, फिर जो पूव ग्रहण किया 
है उसका प्रयोजन यह है कि गुण इक्‌ को हो, इक्‌ से भिन्न ( व्यञ्जन ) को न हो। 

अब यह विचार का विषय है कि इको गुणत्रद्धी मे त्रद्धि अहण का क्या 
प्रयोजन है । यह प्रश्‍न वृद्धि ग्रहण के विषय में ही क्यों करते हो गुण ग्रहण के 
विषय में भी क्यों नहीं करते ? यदि सूत्र में गुण ग्रहण का कुछ प्रयोजन है, (ऐसा 
समझते हो ) वही ब्रृद्धि ग्रहण का भी हो सकता है । अथवा इनमें क्या अन्तर हे? 

यह अन्तर है--गुण विधि में स्थानी का निर्देश किसी स्थर में हुआ है 
किसी मे नहीं भी हुआ । वहां स्थानी ( इक्‌ ) के निर्देश के लिए गुण ग्रहण अवश्य 
ही करना चाहिए । वृद्धि विधि में तो स्थानी प्रायः सर्वत्र निर्दिष्ट है--जैसे अचोज्णिति 


धषिक्षिपिः क्नुः यहां कनु प्रत्यय को और हलन्ताच्च से सन्‌ प्रत्यय को जो कित्‌ क्रिया हे 
उस ज्ञापक से इग्लक्षण न होने पर भी लघूपधयुण का निषेध हो जाएगा । अन्यथा 
गृध्नुः बिभित्सति यहां कनु सन्‌ प्रत्ययों में लघूपघगुण के इग्लक्षण न होने से क्ङिति च 
से निषेध की प्राप्ति ही नहीं तो कित्‌ करना व्यर्थ दै । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





६५६ व्याकरणसहाभाण्य 


निर्दिश्यते “अचोड्िणिति” “अत उपधायाः” “ताड्ितेष्वचामादेः” इति ! 
अत उत्तरं पठति-- | 
वृद्विग्रहणमृत्तराथम्‌ | 
वृद्धिग्रहणं क्रियते । किमर्थम्‌ । उत्तरार्थम। “क्ङिति” इति 
प्रतिषेध वक्ष्यति । स वृद्धेरपि.यथा स्यात्‌ । 
चेदानीं किङत्प्रत्ययेषु वृदेः प्रसङ्ग:। यावता “ज्णिति” 
इत्युच्यते । : 
तच्च मृञ्यथम्‌ ॥ 
मजेत्रृद्धिरविशेषेणोच्यते। सा किर्ङति मा भूत्‌- स्ट: खष्टवानिति । 
इहाथ चापि ॥ 
इहार्थ चापि म्रज्यथै वृद्धिप्रहणं कर्तव्यम्‌ । स्जेत्रद्धिरविशेषेणोच्यते 
सेको यथा स्यात्‌, अनिको मां भूदिति | 
( ७२।११५ ) अत उपधायाः ( ७२।११६ ), तद्धितेःवचामादेः ( ७२।११७ ) में, 
सो वृद्धि अहण के विषय में प्रश्‍न युक्‍त ही है । 
.इसका उत्तर वार्तिककार पढ़ते हें -- 
( वा० ) बृद्धि ग्रहण उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति के लिए हे । 
वृद्धि महण किया हे । किस लिए ? उत्तर सूत्र के लिण। क्ङिति च इससे 
प्रतिषिध कहेंगे, वह प्रतिषेध जेस गुण का है वैसे वृद्धि का भी हो । 
पर क्डित्प्रत्यय परे रहते वुद्धि का कौन सा प्रसङ्ग ( अवसर ) हे क्योंकि 
त्रद्धि की प्राप्ति शित, णिन्‌ प्रत्यय परे होने पर होती हे । 
( वा० ) वह वृद्धि ग्रहण मजि के लिए (सज धातुविधयक वृद्धि निषेध 
के लिए ) है । 
म्ज़ धातु को सामान्यरूप से (पत्यय-विशेष का आश्रयण किए बिना) वृद्धि 
विधान की है। वह वृद्धि क्डित्‌ प्रत्यय परे होने पर न हो--म्रष्टः, मृष्टवान्‌ । 
( वा० ) यहां - रजि वृद्धि के लिए भी। 
यहां अर्थात्‌ मृजेत्रद्धिः के लिए भी वृद्धि ग्रहण करना चाहिए। सूज को 
बृद्धि सामान्यरूपेण अर्थात्‌ (इष्ट) स्थानी का उच्चारण किए बिना विधान की 
गई है । वह इकू को हो इक्‌-भिन्न को न हो, इस लिए इको गुणत्रृद्धी में वृद्धि 
अहण इक्‌ पद्‌ की उपस्थिति के लिए सफल हे । 





१. अलोन्त्य परिभाषा से अन्त्य के स्थान में वृद्धि होगी, अन्त्य यहाँ ज्‌ हे-- 
यह अभिप्राय है । 


CC-0. Prof. Satya ४101 Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तृतीय आह्विक १५७ 
मृज्यथेमिति चेद्यागविभाग स्सिद्धम्‌ ॥ 


ज्यर्थमिति चेद्योगविभागः करिष्यते “मजेबद्धिरचः” । ततः 
“5णति” जित णिति च बृद्धिभवति ‘अचः’ इत्येव । 


यद्यचो बुद्धिरुच्यते, न्यमार्ट्‌ अरोपि वृद्धि: प्राप्नोति । 


अटि चोक्तम्‌ ॥ 
किसुक्तम्‌ । 'अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेदास्य कार्य भवति’ इति । 


वृद्धिग्रतिषधानुपपत्तिस्त्विकुप्रकरणात्‌ [ तस्मादिग्ळक्षणा वृद्धिः | 
द्वेरुलु प्रतिषधो नोपपद्यत । कि कारणम्‌ । इकप्रकरणात्‌ । इग्ल- 


(वा०) सृज्ञ के इक को वृद्धि हो. इस लिए वृद्धि ग्रहण किया हे यदि ऐसा 
कहते हा तो वह तो कुछ प्रयोजन नहीं, क्योकि योगविभाग से ही इष्ट सिद्ध हो 
जायगा ! 

सरज के लिए यदि कहते हो, तो यहां योगविभाग कर छेंगे--प्रजेश्नैद्धिरचः, 
ऐसा एक याग पढ़ेंगे ( अर्थात्‌ अगले सूत्र को अचः इस पूवे योग के साथ 
पढेगे ), इसके अनन्तर ञ्णिति यह पढ़ देंगे। इसमें पूर्व योगसे अचः की 
अनुवृत्ति आ जाएगी । 

यदि यहाँ बृद्धि अच को विहित हे ऐसा कहते हो तो लावस्था में ही अट्‌ 
( आगम ) होने पर पञ्चात अच के स्थान में होने वाळी वृद्धि अट को भी होने 
लगेगी । 

(वा० ) अट्‌ के विषय में उत्तर दिया जा चुका है । क्या ! 

यह न्याय हे कि जब दो अनन्त्य स्थानियाँ को आदेश प्राप्त होता हो 
तो उस अनन्त्य के स्थान में आदेश हो जो अन्त्य के समीप हो । ( इससे अन्त्य 
ज्‌ के समीपवर्ती ऋ को ही वृद्धि होगी ) । 

( वा० ) वृद्धि का प्रतिषेध तो उपपन्न नहीं होता, इक्‌ का प्रस्ताव ( प्रकस= 
प्रकरण ) होने से । 

बृद्धि का प्रत्षिध तो नहीं बनता । क्या कारण है ? इक्‌ प्रकरण होने से । 











१. लावस्था में ही अट्‌ करने पर्‌ अट्‌ सहित मृज्‌ भी शुज ही है, अतः 
खुजेद्षेद्धिरचः इस योग से अट्‌ के अ को भो बृद्धि होने लगेगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 





१५८ व्याकरणमहा भाष्य 


क्षणयोर्गणबृद्धयोः प्रतिषेधः । न चैवं सति स्टजारग्ळक्षणा ३ द्धिभवति । 
तस्मान्सजेरिग्लक्षणा वृद्धिरेषितव्या । 
एवं तर्हि--इहान्ये वैयाकरणा सूजेरजादी संक्रम विभाषा डाद्धमार- 
भन्ते--परिम्रजन्ति परिमार्जन्ति, परिम्चिजन्तु पारमाजन्ठ पा रिमस्ुज जत 
परिममार्जतुरित्याद्यर्थम्‌। तदिहापि साध्यम्‌ । तास्मन्साध्य यागाचभाय 
करिष्यते 'सजेबंद्धिरचों” भवति । ततः “अचि किङाति” अजादी च 
क्ङिति मजेर्व दिभवति । परिमाजन्ति परिमाजन्तु पारममाजलु 


किमर्थीमदम्‌। 
नियमार्थम्‌ , अजादावेच किङति नान्यत्र । कवाल्यच सा सूत्‌ । म्मष्ट 


ग्रप्टवानिति। ततो “वा” चाऽचि क्ङिति स्ृजब्रद्धिभवाते। पारस्टृजन्त 
परिमाजन्ति परिमस्ृजतुः परिममाजतुरात । 
PSN किळीीळटळी वीक 


——— ——— 





क्रिङति शाख इक-स्थानिक गुणवृद्धि का प्रतिषेध करता हे । पर ऊपर कहे हुए 
योग विभाग से मज की वृद्धि इग्लक्षणा इक को निमित्त मान कर न होगी 
अतः क्डित से इस अज्ञ लक्षणा वृद्धि का निषेध न हो सकेगा। इस लिए निषेध 
की सिद्धि के लिए स्थानी के लाभार्थ यहां इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति स्त्रीकार 
करनी चाहिए । 

इस पर इक्‌ परिभाषा की अनुपस्थिति सूचित करते हुए एकदेशी कहता 
है--पाणिनि से अतिरिक्त वैयाकरण यहां अर्थात्‌ मज्‌ के विषय में अजादि सङ्क्रम में 
अर्थात्‌ गुण-बृद्धि-प्रतिपेधक अजादि कित्‌, ङित्‌ प्रत्यय पर होने पर विकल्प से बृद्धि 
का विधान करते हँ । उदाहरण--परिमृजन्ति परिमान्ति, परिशजन्तु परिमाजन्तु, 
परिममृजतुः, परिममाजेतुः । यह वैकल्पिक वृद्धि पाणिनीय लोगों को भी इष्ट होने से 
साध्य है। इसके साधन के लिए योगविभाग करेगे--मजेत्रद्धिरचः ऐसा पढ़ेंगे, 
तदनन्तर अचि क्ङिति ऐसा पढेगे । अथ होगा--अजादि कित्‌, ङित. प्रत्यय परे 
होने पर भी झज़ को वृद्धि होती हे । परिमाजेन्ति, परिमाजन्तु परिममाजतुः । 

तो इस योगविभाग का क्या प्रयोजन है ? 


यह उत्तर योग नियमार्थ रहेगा--अजादि ही कित. {ङ्न प्रत्यय परे होन पर 
बृद्धि हो । 


और कहां न हो--रष्ट: मवान्‌ (यहां क्त क्तवतु कित हैं पर अजादि नहीं) । 


इसके अनन्तर वा यह पृथक्‌ योग पढेंगे, पूवैसूत्र से अचि क्ङिति की अनुवृत्ति 
आएगी जिससे इष्ट वैकल्पिकरूप--परिमूजन्ति परिमाजन्ति, परिममजतुः परिममाजेतुः 
सिद्ध हो जायेंगे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


~ न ललल ना 


तृतीय आहिक १५५ 


इहाथमेच ताह सिजथ ब्राद्वत्रहणं क्त्यम्‌ । सिचि वृद्धिरविशेषेणो 
च्यते सेको यथा स्याद्‌ अनिको मा सूदिति। कस्य पुनरनिकः प्राप्नोति । 
अकारस्य । आचिकीर्पीत्‌ , अजिहीपीत्‌ । नेतदास्ति। लोपोत्र वाधको भविष्यति। 
आकारस्य ताह प्राप्नोते-अयाखीत्‌ अवासीत्‌ । नास्त्यत्र विशेषः सत्यां 
ब्रद्धाचसत्यां वा । सन्ध्यक्षरस्य तर्हि प्राप्नोति । नेव सन्ध्यक्षरमन्त्यमस्ति । 


mn sm आई खआखआआआ = =-= 





अच्छा तो जैसे म्ूजि के लिए, वैसे मिचि वृद्धि: परर्मंपदेषु (७।२।१ ) 
से विधीयमान वृद्धि इक्स्थानिक हो इसके लिए इको ग॒णत्रृद्धी में वृद्धि ग्रहण 
करना चाहिए। कारण कि सिञ्निमित्तक वृद्धि सामान्येन=स्थानिविशष का 
आश्रयण किए बिना विधान की गई हे, वह इक्‌ के स्थान में हो, इक्‌-भिन्न के 
स्थानसनहा। 

पर सिचि वृद्धि कौन से अनिक्‌ के स्थान में प्राप्त होती है ? 

अकार के स्थान सें । अचिकीपीत , अजिहीर्षीत-यहाँ । 

नहीं, अतो लोप आधधातुके से अचिकीर्ष, अजिदीपै इन सन्नन्त अङ्गां के अन्त्य 
अ का लोप इस वृद्धि का बाधक होगा । 

अच्छा तो आकार के स्थान में वृद्धि प्राप्त होती हे--अयासीत्‌, अवासीत- 
यहीँ । 

यहाँ बृद्धि हो अश्रत्रा न हो, कुछ अन्तर नही पड़ता ( रूप एक ही 
रहता है )। 

सन्ध्यक्षर को वढि प्रात होती है । 


पर अन्त्य ( वृद्धियोग्य ) सन्ध्यक्षर मिलेगा ही नहीं । 





१. एवं यहां अपि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

२. यह अपवाद होने से सक और इट्‌ आगम पहले हो जायेगे, तब आकार 
अन्त्य नहीं रहेगा सो सिचित्रद्धिन हो सकेगी, यह परिहार भी दिया जा सकता 
था--केयट । 

३. यदि कहो गो शब्द से आचार क्विप्‌ करने पर गोरिवाचारीत्‌ अगत्रीत्‌ यहां 
नामधालु में गो यह सन्ध्यक्षर अन्त्य है जिसे द्रद्धि सम्भव है तो उसका उत्तर हैं 
सिचि उद्धिः परस्मैपदेपु में ऋत इद्धातोः से धातु ग्रहण की अनुदत्ति करके शुद्ध धातु 
रूप जो धातु है - उसे ब्रृद्धि मानी जायगी। पीछे धातु बने नामधाठु में सिचि वृद्धि न 
होगी । उससे अगवीत्‌ में दोष न होगा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


% 


n> Coes 


१६० व्याकरणमहांभाष्य 


ननु चेदमस्ति ढलोपे छते उद्वोढाम्‌ उद्वोढम्‌ उदवोढेति । नेतदस्ति | 
असिद्धो ढलोपः । तस्यासिद्धत्वान्नेतदन्त्यं भवति | व्यञ्जनस्य तहि प्राप्नोति 
अमैत्सीत्‌ अच्छेत्लीत्‌ । हलन्तलक्षणा द्द्धिवोधिका भविष्यति यत्र 


तहि सा प्रतिषिध्यते “नेटि” इति अकोषीत्‌ अमोषीत्‌ | सिचि बृद्धेरप्येष 
. प्रतिषेधः | कथम्‌। लक्षणं हि नाम ध्वनति अभ्रमति सुहर्चमापे 


नावतिष्ठत । 


rn re < DD न ES मोळा 


अजी ऐसा सन्ध्यक्षर यहाँ उदवोढाम्‌ , उदवोदम्‌, उदवोढ मे ढल 
मिळता है ( उसे वृद्धि का प्रसङ्ग हे ) । 

नहीं, ऐसा नहीं । ढलोप के असिद्ध होने से पहले इळन्तळक्षणा वृद्धि होगी 
तब ढलोप के होने पर उस के असिद्ध होने से ओकार अन्त्य न होगा, अतः उसे 
सिचि व्रृद्धिः से वृद्धि न होगी । 

तो व्यज््जन के स्थान में वृद्धि प्राप्त होती है। अमैत्सीत्‌, अच्छेत्सीत यहीँ 
हलन्तलक्षणा वृद्धि इस वृद्धिकी बाधिका होगी । 


प॒ होने पर 


~ 


पर जहाँ हरन्तरक्षणा का निषेध हे नेटि ( ७४२।४ ) इस सूत्रसे जैसे अकोषीत्‌ 
अमोषीत्‌ ( वहाँ व्यञ्जन को ही हो जाएगी ) । | 

नेटि प्रतिषेध हलन्तलक्षणा वृद्धि का ही नहीं, सिचि वृद्धि का भी है। 
यह केस ? 

लक्षण ( सूत्र, शास्त्र ) का स्वभाव हे कि वह ( अव्यक्त रूप से ) ध्वनन 
करता हुआ सवेत्र व्याप्त होता हे, अत एव किसी एक लक्ष्य में ही विश्रान्त नहीं 
हो जाता । 





१. नेटि यह शास्त्र सामान्यरूप से इडादि परस्मैपद-परक सिच्‌ पेर होने पर 
हलन्त को जो भी कोई दृद्धि प्राप्त होतौ है उस सबका निषेध करता है । अव्यक्त= 
निर्विशेष रूप से कथन को ध्वनन कहते हैं। यहां भी नेटि हलन्त-लक्षणा त्रृद्धि का 
ही निषेध करता है ऐसी व्यक्ति (स्पष्टता) नहीं । ऐसा हो सकता है कि शास्त्र 
की प्रतिषेध्य विषय में प्रबृत्ति होने से चरितार्थता होने पर दूसरे प्रतिबध्य विषय में 
उसकी प्रवृत्ति न हो, अतः कहा द्रमति अर्थात्‌ सर्वत्र व्याप्त होता है। यहद भी 
हो सकता है कि जब यह ( शास्त्र ) एक के निषेध में व्यापृत हो रहा है उसी काल 
में द्वितीय विधि प्रदत्त हो रही हे और प्रत्त्त हुए विधि का निषेध हो नहीं सकता, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तृतीय आहिक १६१ 


अथवा “सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु” इति सिचि वृद्धिः प्राभोति। 
तस्या हळन्तळक्षणा वृद्धिवीधिका । तस्या अपि “नेटि” इति प्रतिषिधः । 


अस्ति पुनः क्वचिदन्यत्रापि अपवादे प्रतिषिद्धे उत्सगोपि न भवीते । 
अस्तीत्याह-सुजाते अश्वसूनृते, अध्वयौ आद्रिभिः सतम्‌, शुक्रं ते अन्य- 
दिति । पूर्चरूपे प्रतिषिद्धेञ्यादयोपि न भवन्ति । 


उत्तरार्थमेव तर्हि सिजर्थे वृद्धिप्रहणं कर्तव्यम्‌ । सिचि वृद्धिरविशे- 





अथवा सिचि त्रृद्धिः परस्मैपदेषु इससे समान्य रूप से सिच को निमित्त मानकर 
परस्मैपद प्रत्यय परे होमे पर दृद्धि प्राप्त होती हे । इसे हलन्तलक्षणा बृद्धि बाधती है 
और इस हरून्तलक्षणा का नेटि यह प्रतिषेध करता है । 


क्या कहीं अन्यत्र भी ऐसा होता है कि अपवाद का प्रतिषिध हो जाने पर 
उत्सग की भी प्रवृत्ति न हो ? हाँ होता है, देखिये सुजाते अःवसूनुते अध्वयों अद्रिभिः 
सुतम्‌ , शुकं ते अन्यदिति । यहाँ प्रकृतिभाव से पूर्वरूप का निषेध दो जाने पर अयादि 
आदेश सी नहीं होते । 


अच्छा तो उत्तराथ ही अथात्‌ सिचि वृद्धि के लिये इको गुणत्रद्धी में 
वृद्धि अहण करना चाहिये । सिचिबृद्धि सामान्यरूपेण ( बिना प्रत्यय विशेष का आश्र- 
अतः कहा है शास्त्र मुहूत्तेमपि इत्यादि । भाव यह है कि दोनों स्थानों में युगपत्‌ 
( एक साथ ) व्यापार होता है। और वह राब्द्ुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः 
- इस न्याय के बल पर । 





oe Se = . ed 


१. अपवादे प्रतिषिद्वेऽव्युत्सगो न भवति यदि कहो फिर तो त्रक्षौ में श्रृद्धि 
के अपवाद पूर्वसवर्ण दीपे के नादिचि से प्रतिषिद्ध हो जाने पर फिर वृद्धिरेचि यह 
उत्सर्ग कार्य नहीं होना चाहिए तो उसका उत्तर है--वहां संघोदघौ०, तौ सत्‌ 
इत्यादि ज्ञापको से उत्सग काये की पुनः प्रदृत्ति हो जाएगी । 

२, नान्सः पादमच्यपरे ऐसा सूज पाठ मानकर यह कहा है । प्रकृत्या"न्तः 
पादसच्यपरे ऐसा न्यास स्वीकार करमे पर तो उत्सग एचोऽयवायावः और तद्पवाद 
पुङ: पदान्तादसि -इन दोनों की नित्रृत्ति प्रक्ृत्या--सूत्र से हो जाती है। न कि अपवाद 
के द्वारा उत्सरी का बाध । 

१. भ्रष्टावसर न्याय से ¦ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१६२ ब्याकरणमहा भाष्य 


बेणोच्यते सा कङिति मा भूत न्यजुवीत्‌ न्यछुवीलू । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ ! 
अन्तैरङ्गत्वाद्रोचङ्ङादेशे रतेऽनन्त्यत्वाद्‌ द्रद्धिनं भविष्य(त । याद्‌ ताह 
सिच्यन्तरङ्गं भवति-अक्रार्पीत्‌ अहार्षीत्‌ , गुणे कते रपरत्वे चानन्त्यत्वाद्‌ 
वाद्धिन प्राप्नोति । मा भूदेवम्‌ । “ हळन्तस्य-- ” इत्यव भविष्यात | इह ताह 
न्यस्तारीत न्यदारीर्त । गण कृते रपरत्वे चानन्त्यत्वाद्‌ द्धन आप्नोति । 


हलन्तलक्षणायाइच “नटि” इति प्रतिपेधः। मा भूदवम्‌। दान्तस्य ईत्यच 





यण किये ), विधान को गई हे, वह कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे हाने पर न हों, यथा 
न्यनुवीत न्यघुत्वीत में नहीं होती । 

यह क!ईं प्रयोजन नहीँ। 

उङ आदेश अन्तरङ्ग डे वृद्धि बहिरङ्ग है, उवङ आदेश हो जान पर अङ्ग के 
भजन्त न होने से सिचि वृद्धि की प्राप्ति ही नद रहती । 

यदि सिच प्रत्यय परे होने पर अन्तरङ्ग शास्त्र को प्रवृत्ति होती हो तो 
अकार्षीत्‌, अहात्‌ -- यही ( अन्तरङ्ग ) गुण हो जाने पर रपर होने पर अच कें 
अनन्त्य होने से ही सिचि वृद्धि नदी होगी। 

सिचि वृद्धि मत हो हलन्तलश्षणा वृद्धि हो जाएगी । 

अच्छा तो न्यस्तारीत न्यदारीत्‌ म॑ ( अन्तरङ्ग गुण और रपरत्व होने पर अच 
के अन्त्य न होने से सिचि इद्धि की प्राप्ति नहीं और रही हलन्तळक्षणा, उसका 
कृत मे नेटि से निधेध हो जाता हें। 


१. न्‍्यनुवीतू--निद्रत्र णू स्तवने कुटादि तौदादिक का छुङ में रूप । 

२. न्यधुव्रीत--निपूवे धू विधूनने कुटादि तौदादिक का छङ्‌ में रूप । 

३. उवङ्‌ आदेश को इडादि सिच्‌ की ही अपेक्षा है, वृद्धि को सिच और 
परस्मैपद--इन दोनों की । अतः उवङ आदेश अन्पापेश्ष होने से अन्तरङ्ग है । 

४. अनन्त्यत्वात--अचोडनन्त्यस्वात्‌ । यद्यप्रि इक परिभाषा की अनुपस्थित में 
सिचिवृद्धि अन्त्य अल मात्र को प्राप्त होती है, तथापि हलन्तलक्षणा वृद्धि द्वारा बाधित 


होने से इसका अजन्त अङ्ग ही विषय रह जाता है। अतः अन्त्य अच्‌ के न होने से 
ऐसा कहा । 


५. न्यस्तारीत--निपूवक स्तृन्‌ आच्छादने का छुङ में रूप । 
६. न्यदारीत्‌ निपूवेक द विदारणे का लड में रूप । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


oe + 


तृतीय भाद्धिक | १६३ 


भदिप्यति । इह तहि अलावीत्‌ अयावीत्‌ । गुणे कृतेऽवादेशे चानन्त्यत्वाद्‌ 
बृद्धिनं ्ाप्नोति। हळन्तलश्षणायाइच “निटि'` इति प्रतिषेधः । मा भूदेवम्‌। ` 
“ळान्तस्य” इत्येर्वं अविष्यति । “कू(न्तस्य” इत्युच्यते, न चेदं कान्तम्‌ । 
“ळरान्तस्य” इत्य वकारोपि निर्दिइयते । किं घकारो न श्रूयत | लुप्तनिर्दिष्ो 
चकारः । यदेवम्‌ -मा भवानवीत्‌, मा भवान्‌ मंचरीत्‌ । अत्रापि प्राप्नोति। 
अविमत्योर्नेति वक्ष्यामि । तद्वक्तव्यम्‌ । न वक्तव्यम्‌। णिद्विभ्यां तौ 
निमातव्यी । यद्यप्येतदुच्यते । अथ वेतर्हि णिइव्योः प्रतिषेधो न वक्तव्यो 
भवति । गुणे कृतेऽयादेशे च यान्तानां नेत्येव प्रतिषेधो भविष्यति । 





सिचि बृद्धि मत हो, अतो ठान्तस्य ( ७२॥२ ) इससे यहाँ वृद्धि हो 
जाएगी । अच्छा अळात्रीत्‌, अयात्रीत्‌ -- यहीँ ( अन्तरङ्ग) गुण होने पर अवादेश 
हो जाने पर अच्‌ अन्त्य न मिलने से सिचि वृद्धि न होगी । हलन्तलक्षणा का प्रकृत 
में नेटि से निषेध प्राप्त हें । 

सिथि वृद्धि सत हो, अतो ठान्तस्य से यहाँ वृद्धि हो जाएगी। पर सूत्र में 
छान्तस्य ऐसा पढ़ा है, यहाँ तो अङ्ग न छान्त हे ओर न रान्त, किंता अवादेश हो 
जाने से वान्त हे । व भी यहीँ निर्दिश होकर पीछे लोगो व्योवेलि से लुप्त हुआ है 
ऐसा समझना चाहिये । 

यदि ऐसा मानते हो तो अनिट्ट प्रसङ्ग होता है मा भवानवीत्‌, मा भवान्‌ 
मीत्‌ यहाँ भी वृद्धि प्राप्त होती हे । 

इसके वारण के लिये अविमव्योने ऐसा निषेध वचन पढ़ दूँगा । 

तो क्या ऐसा अपूदै वचन पढ़ना होगा? 
नहीं, ह्यूयन्तक्षण--'! ( ७२।५ ) इत्यादि सूत्र में णि र्ति के स्थान में अव्‌ और 
मव्‌ को पढ दिया जायगा। यद्यपि ऐसा कहा जाय तो भी गोरव कुछ भी नहीं, 
परन्तु लाघव है--णि डिवि का सूत्र में प्रतिषेध नहीं करना पड़ता । अन्तरङ्ग गुण हो 
जाने पर अयादेश होने पर अङ्ग के यान्त होने से ही निषेध सिद्ध होगा । 





१. अयावीत्‌- यु मिश्रणामिश्रणयोः आदादिक का ङुङ्‌ में रूप । 

२. (अ) मवीत्‌-मव--बन्धने भ्वादि प० माङ्‌ के योग से अडागम का लोप 
होने पर लढू में रूप । 

३. निमातव्यौ--निपूवेक मेङ्‌ प्रणिदाने भौवादिक से तव्य प्रत्यय । इस पाहु 
का नि के बिना प्रयोग दुलेभ है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१६४ ब्याकरणमहाभाण्य 


पर्व तर्माचार्यप्रवृत्तिशीपयति न सिच्यन्तरङ्गं भवतीति' यदयम्‌ “अतो 
हलादेरछघोः” इत्यकारग्रहणं करोति! कथं कृत्वा शापकम्‌ । अकारग्रहणस्ये- 
तत्पयोजनम--इह मा भूत--अकोषीत्‌ँ अमोषीत्‌। यदि सिच्यन्तरङ्गं स्याद्‌ 
अकारञ्रहणमनर्थक स्यात्‌ । गुणे छतेष्लघुत्वाद्‌ इद्धिन भविष्यति । 
पच्यति त्वाचायौँ न सिच्यन्तरङ्गं भवतीति, ततोऽकारग्रहणं करोति । 


भेतद्स्ति शापकम। अस्त्यन्यदेतस्य चचने प्रयोजनम्‌। किस्‌ । 
यत्र गुणः प्रतिषिध्यते तदर्थमेतत्‌ स्यात्‌ न्यङुटीत्‌ न्यपुरीत्‌। 








अच्छा तो आचार्य की प्रवृत्ति बताती है सिच परे रहते अन्तरङ्ग शास्त्र की 
प्रवृत्ति नहीं होती, इसी हेतु आचाय अतो हलादेलेघोः ( ७५।२।७ ) में अकार अहण 
करते हैं । 

यह ज्ञापक कैसे है ? | 

अकार--ग्रहण का यह प्रयोजन है--अकोषीत्‌ अमोषीत्‌ मै वैकल्पिकी वृद्धि 
न हो। यदि सिच्‌ परें रहते अन्तरङ्ग (गुण ) हो तो अकार ग्रहण व्यथ हो जाय, 
गुण होने पर लघु अक्षर न होने से यह बृद्धि न होगी। पर आचाय जानते हैं सिच 
परे अन्तरङ्ग की प्रबृत्ति नहीं होती, अतः अकार ग्रहण करते हैं । 


नहीं । यह ज्ञापक नहीं बनता । इस वचन का और प्रयोजन है । 


जहां गुण का प्रतिषेध है वहां के लिए 'अतो हलादेः? में भकार ग्रहण 
किया है- न्यकुटीत्‌ , न्यपुटीत्‌। अच्छा तो जो णि द्वि का प्रतिषेध किया है वह इस 





१. सिच्‌ परे रहते अन्तरङ्ग कार्य नहीं होता इस विषय में येन नाप्राप्ति न्याय 
ही बहुत बड़ा समर्थक है । गुण आदि की अवश्य प्राप्ति में सिचि वृद्धि का विधान 
किया हे इस लिये वह अन्तरङ्ग गुण आदि को वाध लेगी । उसके चिरि जिरि के लुङ सै 
अचिरायीत्‌ , अजिरायीत्‌ तथा यङ्छगन्त नेनी चची के लुङ में अनेनायीत्‌ अचेचायीत्‌ 
ये इष्ट रूप बन जाते हें । अन्यथा अन्तरङ्ग गुण तथा अयादेश हो कर यान्त हो जाते 
ह्ययन्तक्षण° से बृद्धि प्रतिषेध हो जाता तो अनिष्ट रूप प्राप्त होता। 


र २. अकोषीत कुष निष्कर्ष क्रयादि सेट्‌ परस्मैपदी । इसका तिप्‌ परे लढ में 

रूप है । 
सत न्यपुटीत्‌- निपूवेक पुट संइठेषणे कुटादि तुदादि सेट्‌ परस्मैपदी इसका 

तिपू परे रहते लड़ में रूप । 

न्यकुटीत्‌ न्यपुरीत्‌--यहां युण बृद्धि की अपेक्षा अन्तरङ्ग है, उससे दृद्धि 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तृतीय भाहिक १६५ 


तस्मादिग्लक्षणा वृद्धि: || 
तस्मादिग्ळक्षणा वृद्धिरास्थेया ॥ 


es जव 


बात का ज्ञापक हे कि सिच्‌ परे अन्तरङ्ग की प्रवृत्ति नहीँ होती! और जो लघु कहने 
पर भी उसे अ से विशिष्ट करते हैं यह भी ज्ञापक है । 





( वा० ) अतः यह व्यवस्थित हुआ सिचि बृद्धि इग्लक्षणा माननी चाहिए ॥ 


का बाध होता है, ' पीछे कुटादित्व रूप हेतु से गुण का निषेध होने पर भी पाक्षिकी वृद्धि 
नहीं होती, इसमें अतो इलादेरूघोः में अत-प्रहण कारण है न कि भ्रष्टावसर न्याय 
जो सिद्धान्त में है ही नहीं । अतः अत्‌ ग्रहण की ज्ञापकता सिद्ध न हुई । 


१. अच्छा तो णि श्वि का जो प्रतिषेध किया है वह ज्ञापक रहेगा कि सिच्‌ 
परे अन्तरङ्ग शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती, कारण कि यदि हो, तो गुण होने पर यान्त 
होने से ही निषेध सिद्ध है । ज्ञापक होने पर उक्त निमान ( परिवर्तन ) का कुछ भी 
उपयोग नहीं । अयावीत्‌ अळावीत्‌--यहां सिच्यन्तरङ्गं नास्ति इस बात के ज्ञापित 
हो जाने पर अन्तरङ्ग गुण न होने से अङ्ग के ( ओके स्थान में अवादेश के 
न होने से वान्त न होने के कारण अतो छूान्तस्य में वकार प्रश्‍लेष न करना 
पड़ेगा और न अव्‌ मव्‌ में अतिप्रसक्त दृद्धि को वारण करने के लिए अविमच्योने 
ऐसा निषेध वचन पढ़ना होगा और न हीं अपूर्ववचन करने के गौरव के परिहार के 
लिये हयन्त---सूत्र में णि श्चि के स्थान में अव्‌ भव्‌ को पढ्ने की आवश्यकता होगी । 

२. निरस्त किए हुए ज्ञापक को सिंहावलोकनन्याय से पुनः स्थिर करते हैं-- 
अतो हलादेलूघो: में लघु ग्रहण करने पर भी जो अत्‌ ग्रहण किया--यह ज्ञापक ही 
हे। भाव यह है--यदि सिचि वृद्धिः--में इक्‌ ग्रहण न हो तो अकोषीत्‌ 
इत्या दे मै अन्त्य अळू ( व्यञ्जन ) को वृद्धि प्राप्त होती है उसे रोकने के लिए बाध्य 
विशेष चिन्ता पक्ष को लेकर जो आपने सिचि वृद्धि के अपवाद हलन्तलक्षणा बृद्धि 
का नेटि से निषेध होने पर '्रष्टावसरन्याय से सिचि बृद्धि की अप्राप्ति स्वीकार की, 
उस रीति से न्यकुटीत्‌ इत्यादि में भी बृद्धि की अप्राप्ति रहेगी । 


३. तस्मात्‌ अतः न्यनुवीत्‌ इत्यादि में उवङ्‌ को बाध कर प्राप्त हुई बृद्धि 
के निषेध के लिए इग्लक्षणा सिचि बृद्धि होती है, यह मानना होगा । कित्‌ छित्‌ 
प्रत्यय परे होने पर इग्लक्षणा गुणत्रृद्धि का निषेध हो इस लिए और अकोषीत्‌ इत्यादि म 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


__ MSN | a 





१६६ व्याकरणसहांभाष्य 


षष्ठयाः स्थानेयोगत्वादिगानेदृ त्तिः ॥ 


बष्ठयाः स्थानेयोगत्वात्सवेषामिकां निश्वक्तिः ग्राप्नोति । अस्यापि 
प्राप्नोति दधि मधु । पुनर्वचनमिदानीं किमथ स्यात्‌ । 
अन्यतरार्थ पुनर्वचनम्‌ ॥ 
अन्यतरार्थमेतत्स्यात्‌-सारवघातुकार्धधातुकयोर्गुण एवेति । 


प्रसारणे च ॥ 


प्रसारणे च सर्वेषां यणां निवृत्तिः प्राप्नोति । अस्यापि पाप्नोति- 
वाता वाता । पुनर्वचनमिदानीं किमर्थ स्यात्‌ । 


( वा० ) इको गुणदृद्धी इस सूत्र में (इकः) यह पछी स्थानघष्ठी है अतः 
इक्‌ की निवृत्ति (प्राप्त होती है ) । | 

इकः इस धष्ठी के स्थानेयोगा षष्ठी होने से इक्‌ मात्र का इको गुणत्रद्धी.से 
विधीयमाने गुणवृद्धि रूप आदेश द्वारा निवृत्ति प्राप्त होती है । 

( यदि इको गुणवृद्धी स्वतन्त्र विधि हे अनियमे नियमकारिणी परिभाषा 
नहीं ? तो मिदेगुणः इत्यादि से ) पुनः गुण आदि विधान किस लिए किया ? 

(वा०) अन्यतर ( दो में से एक गुण अथवा बृद्धि के लिये | ) पुनः विधान 
रहेगा । 

[इको गुणत्रृदूधी से पर्याय (क्रम) से प्राप्त गुण वृद्धि मै से] एक के विधान 
के लिये पुनः विधान हो सकता है जैसे सार्वधातुकार्धधातुकयोः मै सार्वधातुक 
आर्धधातुक प्रत्यय--रूप निमित्त होने पर गुण ही हो (बृद्धि न हो)। 

(बा०) सम्प्रसारण मे भी सब यणो की निवृत्ति प्राप्त होती है । याता वाता 
यहीं भी | तो वचिस्वपि इत्यादि पुनः सम्प्रसारण-विधान किस लिये किया ? 


प्या ERR 
अनिक्‌ को गुण न हो इस लिए भी सिचि वृद्धि इग्लक्षणा स्वीकार करनी चाहिये । 
बाध्यसामान्यचिन्ता और भ्रष्टावसर न्याय तो एकदेशी की उक्ति है सिद्धान्त नहीं ॥ 


१. भे गुणवृद्धी यह स्वतन्त्र विधायक शास्त्र है। इको यणचि इसे 
अपने विषय बाध लेगा, इससे वह शास्त्र व्यर्थ नहीं होता । इस पू पक्ष का उत्थान 
वि नियुससातिधिरव ज्यायान्‌ इस न्याय के आश्रयण से होता है । 

३. इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ में ग्रणः को स्थानषष्ठी मान क्र स्वतन्त्र विधायक 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


सुतीय भाहिर ३६७ 


विषयार्थं पुनवचनम |) 
चिवयार्थमेतत्स्यात्‌ वचिस्वपियजादीनां कित्येवेति । 
उरण्‌ रपरे च ॥ 
उरण रपरे च सर्वेषास्॒काराणां निद्गत्तिः प्राप्नोति। अस्यापि 
प्राप्नोति--कर्ठ हते इति । 
सिद्धं तु षष्ठ्यधिकारे बचनात्‌ ॥ 
सिद्वमेतत्‌ । कथम्‌ । पष्ठयधिकारे इमे योगाः कर्तव्याः । पकस्तावत्‌ 
क्रियते तत्रैव । इमावपि योगो षष्टयधिकारमचुवर्तिष्येते। अथवा षष्ठयथि- 








विषय नियम (=निसित्त-नियम ) के लिय हो सकता हे --त्रचिसत्रपि और 
यजादि धातुओं को कित. प्रत्यय परे होने पर ही सम्प्रसारण हो ( अकित्‌ परे 
रहते न हो )। 

उरण रपर: मं भी ( स्थानवळी मान कर ) ऋकार मात्र की निइत्ति प्राप्त 
होती है । कते हवे यहाँ भी । 

( वा०) दळ्यधिकार में पढ़ने से इष्टसिद्धि ( सर्वोक्षप समाधान-रूप ) 
हो जाती हे । 

इन आक्षिपों का समाधान हो जाता है । केसे ? षष्टी स्थानेयोगा से प्रारम्भ हुए 
प्यधिकार में ये सूत्र पढ्न चाहियें। एक-उरण रपरः का तो पहले ही इस 
अधिकार सें पाठ किया हुआ हे । इस सूत्र से पूवे अथवा पश्चात्‌ इको गुणद्रद्ी तथा 
इग्यणः सस्प्रसारणम्‌ पढ़ दिया जाएगा । 

अथवा षष्ठयधिकार सें इन योगां (इको युणवृद्धी, इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ) 
की अपेक्षां करेंगे । 

अथवा स्वतन्त्र विधि मानने वाले से हम यह पूछते हें--सावेधातुकाध- 


> oe = 


शास्त्र स्वीकार कर अर्थ होगा-यण मात्र के स्थान में इक्‌ हो और उसकी सम्प्रसारण संज्ञा 
होती हे । इससे यण्‌ मात्र की नित्रत्ति प्राप्त होती है । 

१. उरण रपरः--यहाँ भी ऋ के स्थान में अण्‌ हो और वह रपर हो--यह 
अथे होगा । 

२. शास्त्रीयाधिकार में जैसे सम्बन्ध आकाङ्क्षामूलक होता है वैसे ही लौकिका- 
धिकार में भी, अतः शास्त्रीयाधिकार को कह कर अब लौकिक अपेक्षा-लक्षण अधिकार 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


कारे इमो योगावपेक्षिप्यामहे । अथवेदं तावदयं प्रष्टव्यः 'सार्वधातुकार्ध- 


=— = 


0054 याकरणयहाभान्य 


धातुकयोर्गुणो भवति इतीह कस्मान्न भवति--याता वाता । ड्द तत्ापेक्षि 

ब्यते--“'इको गुणवृद्वी’ इति । यथैव तर्हि इदं तत्नापेक्षिष्यते एवमिहापि 

_ तदपेक्षिष्यामहे सार्वधात॒ुकार्धधाठुकयोः” इति ॥ इको गुणद्दद्धी ॥ 

इति श्रीमद्धगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे तृतीयमाहिक समात्तस्‌ ॥ 


SN 











धातुक्रयोः इस शास्त्र से जो गुण होता है वह याता वाता में क्‍यों नहीं होता ? तुम्दारा 
उत्तर यदी होगा न--इको गुणवृद्धी कि यहां इम इको युणवृद्धी की अपेक्षा करेंगे 
(अर्थात्‌ सावेधातुकार्थ० से विहित गुण किसे हो इस पेक्षा-आकाङक्षा से इको गुण- 
नुद्धी के साथ इसकी एकवाक्यता करेंगे) इस लिये जैसे इको गुणवृद्धी इसकी 
सावेधातुकां० में अपेक्षा हे ऐसे ही इस में सावैधातुका० की अपेक्षा हे जिससे इको 
गुणवृद्धी स्वतन्त्र विधि है इसका प्रत्याख्यान हो जाता हे । 





को कहते हे । इसके लिए घष्टी स्थानेयोगा को दो योगों में विभक्त कर दिया 
जायगा--(१) षष्ठी, (२) स्थानेयोगा । पूषयोग का अर्थ होगा--षष्टयधिकार में 
जो कुछ अनुक्रम से कहा गया है वह जहां पष्ठीनिर्दिष्ट को कार्य विधान किया गया है 
वहां उपस्थित हो जाता है । योग्यता के अनुसार ( इष्ट और व्याख्यान से भी ) इको 
गुणबृद्दी तथा इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ इन दो की ही अपेक्षा होगी, न कि अनुक्राम्त 
भात्र की । 
| १. जिस प्रकार विधि को स्थानी की अंपेक्षा-आकाडक्षा होती हे इसी अकार 
इस ( इको गुणवृद्धी ) को भी अपने सम्बन्धी विधेय के बोधक शास्त्र ( सावेधातुका० ) 
की अपेक्षा होती है ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


11 पक्षा | 


॥॥॥॥1॥१॥॥)। 


4 कक", ७”... ७ 





हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 





अनुवाद चन्द्रिका चक्रधर हंस १५ 

बृहद्‌ अनुवाद चन्द्रिका चक्रधर हंस (सजिल्द) ८० 

(अजिल्द) ५० 

बालनिबंधादशं (संस्कृत) विश्वनाथ शास्त्री =m WE ०११:५० 

भाषा ब्लूमफील्ड २० 

चन्द्र संस्कृत व्याकरण नेमिचन्द्र शास्त्री १६ 

चित्र-निबंधावली (संस्कृत) रघुनाथ शर्मा १० 
छंदोऽलंकारमंजरी संसारचन्द्र २ दद 
लघुसिद्धान्त कौमुदी विश्वनाथ शास्त्री १८ : 
लघुसिद्धान्त कौमुदी तत्वप्रकाश रामगोविन्द शुक्ल ९ 

मध्यसिद्धान्त कौमुदी विश्वनाथ शास्त्री (सजिल्द) ६० 
| (अजिल्द) ४० | 
महाभाष्य (प्रथमाह्विकम्‌) ` राजकिशोरमणि त्रिपाठी १२ | | 
न्यास-पर्यालोचन वेद्य भीमसेन शास्त्री १०० ! 
पालि-व्याकरण रामअवध पाण्डेय व (सजिल्द) ३० ॥ 
) रतिनाथ झा (अजिल्द) २० वै 

संस्कृत व्याकरण का उद्भव श्रोर विकास .सत्यकाम वर्मा ३० 

सिद्धान्त-कौमुदी (समास) जगदीशलालशास्त्री एवं (सजिल्द) ४० 

मधुबाला शर्मा (अजिल्द) २५ 

वाग्व्यवहारादर्श पं. चारुदेव शास्त्री १६ 

. वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी (कारकप्रकरण ) राजकिशोरमणि त्रिपाठी २० 

बेयाकरण भूषणसार (भंमीभाष्य सहित) वैद्य भीमसेन शास्त्री २५ 

व्याकरण महाभाष्य (प्रथम नवाक्तिक) चारुदेव शास्त्री (सजिल्द १०० 

(अजिल्द) ७० 

हि... :. मोतोलाल बनारसोदास 


ऱ्य दिल्ली 1] वाराणसी [] पटना 


मल 





अ 3 ~ 
>> CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


Sa (1 2 





